निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 
बिहार सरकार 

द्वारा प्रकाशित 


संख्या 01 


17 पौष 1936 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 

7 जनवरी 2015 ( ई ० ) 


पृष्ठ 


विषय - सूची 

पृष्ठ 
भाग-1 — नियुक्ति , पदस्थापन , बदली, शक्ति , छुट्टी और 

भाग -5 — बिहार विधान मंडल में पुर: स्थापित 
अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं । 

2-33 

विधेयक , उक्त विधान मंडल में 

उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले 
भाग-1- क स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के 

प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त 
आदेश। 

विधान मंडल में पुर : स्थापन के पूर्व 
भाग -1- ख – मैट्रीकुलेशन , आई0 ए0 , आई ०एससी o , 

प्रकाशित विधेयक । 
बी 0 ए 0 , बी ० एससी० , एम ए ० , 

भाग- 7 – संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की 
एमएससी० , लॉ भाग -1 और 2 , 
एम0 बी 0 बी 0एस0 , बी ० एस ० ई ०, डीप ० - इन 

ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है । 
एड 0 , एम 0 एस 0 और मुख्तारी परीक्षाओं 

भाग -8 – भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक , 
के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान , 

संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के 
आदि । 

प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर 

समितियों के प्रतिवेदन और संसद में 
भाग-1 - ग —शिक्षा संबंधी सूचनाएं , परीक्षाफल आदि 

पुर : स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक । 
भाग- 2 — बिहार -राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा 

भाग - 9 - विज्ञापन 
निकाले गये विनियम , आदेश, 
अधिसूचनाएं और नियम आदि । 34-37 भाग-9 - क वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं 


, 


भाग - 3 – भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और 

उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं 

और नियम, भारत गजट और राज्य 
गजटों के उद्धरण । 


भाग- 9- ख - निविदा सूचनाएं , परिवहन सूचनाएं , 

न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण 
सूचनाएं इत्यादि । 


, 


पूरक 


भाग - 4 - बिहार अधिनियम 


पूरक - क 


38-39 


2 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


भाग -1 
नियुक्ति , पदस्थापन , बदली , शक्ति , छुट्टी 

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचना 

31 दिसम्बर 2014 
सं ० 6 / वि ० पत्रा0-24-45 / 2014-6040 / वा 0 कर - श्री पवन कुमार सिंह , बिहार वित्त सेवा के परीक्ष्यमान 
वाणिज्य कर पदाधिकारी जो दिनांक 13.12.2013 को योगदान किये है । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा 
में उत्तर प्रदेश पुलिस अधीक्षक के पद पर चयन होने के पश्चात् इनके आवेदन दिनांक 11.12.14 के आलोक में त्याग पत्र 
दिनांक 11.12.2014 से स्वीकृत किया जाता है । 
2. प्रस्ताव पर माननीय वाणिज्य कर मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० )-अस्पष्ट , अवर सचिव । 


पर्यावरण एवं वन विभाग 


अधिसूचना 

22 दिसम्बर 2014 
सं ० वन विक्रय-63 / 96-3661 / प 0 व 0 — भारतीय वन (बिहार संशोधन ) अधिनियम 1989 (बिहार 
अधिनियम -9, 1990 ) की धारा -5 के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या वन विक्रय 63 / 96-3939 , दिनांक 18.11.2003 के 
द्वारा 22 वन प्रमंडल पदाधिकारियों को प्राधिकृत पदाधिकारी घोषित किया गया था । 

सरकार द्वारा ज्ञापांक -3290, दिनांक 12.09.2013 से निर्गत आदेश से वन प्रमंडलों का पुनर्गठन करते हुए छ: 
नये प्रमंडलों का सृजन किया गया है । जिसके फलस्वरूप नये सिरे से भारतीय वन अधिनियम (बिहार संशोधन के ) तहत् 
प्राधिकृत पदाधिकारी घोषित करने की आवश्यकता है । 

3. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन (बिहार संशोधन ) अधिनियम , 1989 (बिहार संशोधन, 09,1990) की धारा-5 के 
अंतर्गत प्रदत्त , शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पदाधिकारियों को “ प्राधिकृत पदाधिकारी घोषित किया जाता है । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम 

कार्यक्षेत्र 


2 . 


1 


2 


3 


1 


पटना जिला 


2 


नालंदा जिला 


3 


रोहतास जिला 


4 


कैमूर जिला 


5 


वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
पटना वन प्रमंडल, पटना । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
नालंदा वन प्रमंडल , बिहार शरीफ । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
रोहतास वन प्रमंडल, सासाराम । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
कैमूर वन प्रमंडल, भभुआ । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
भोजपुर वन प्रमंडल , आरा । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
गया वन प्रमंडल, गया । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी, 
औरंगाबाद वन प्रमंडल, औरंगाबाद । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी , 
नवादा वन प्रमंडल, नवादा । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी, बांका वन प्रमंडल, बांका । 


भोजपुर एवं वक्सर जिला 


6 


गया एवं जहानावाद जिला 


7 


औरंगाबाद एवं अरवल जिला 


8 


नवादा जिला 


9 


बांका जिला 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


3 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम 


कार्यक्षेत्र 


1 


2 


3 


15 


मुजफ्फरपुर जिला 


20 


10 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

जमुई ( लक्ष्मीपुर एवं बरहट प्रखंड को 
जमुई वन प्रमंड, जमुई । 

छोड़कर) तथा शेखपुरा जिला 
11 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

मुंगेर, लखीसराय जिला तथा जमुई 
मुंगेर वन प्रमंडल, मुंगेर । 

जिले का लक्ष्मीपुर एवं बरहट प्रखंड 
12 वन प्रमंडल पदाधिकारी , 

पूर्णियाँ एवं कटिहार जिला 
पूर्णियाँ वन प्रमंडल , पूर्णियाँ । 
13 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

अररिया एवं किशनगंज जिला 
अररिया वन प्रमंडल, अररिया । 
14 वन प्रमंडल पदाधिकारी , 

बेगूसराय एवं खगड़िया जिला 
बेगूसराय वन प्रमंडल , बेगूसराय । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी , 

सहरसा एवं मधेपुरा जिला 
सहरसा वन प्रमंडल, सहरसा । 
16 वन प्रमंडल पदाधिकारी , 

तिरहुत वन प्रमंडल, मुजफ्फरपुर | 
17 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

दरभंगा एवं मधुवनी जिला 
मिथिला वन प्रमंडल, दरभंगा । 
18 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

सारण जिला 
सारण वन प्रमंडल, छपरा । 
19 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

सिवान एवं गोपालगंज जिला 
गोपालगंज वन प्रमंडल, गोपालगंज । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

पूर्वी चम्पारण जिला 
मोतिहारी वन प्रमंडल, मोतिहारी । 
21 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

समस्तीपुर जिला 
समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर । 
22 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

वैशाली जिला 
वैशाली वन प्रमंडल, हाजीपुर । 
वन प्रमंडल पदाधिकारी , 

प ० चम्पारण (वाल्मीकि वन्य प्राणी 
बेतिया वन प्रमंडल, बेतिया । 

आश्रयणी क्षेत्र छोड़कर) 
24 वन प्रमंडल पदाधिकारी , 

सुपौल जिला 
सुपौल वन प्रमंडल , सुपौल । 
25 वन प्रमंडल पदाधिकारी , 

सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला 
सीतामढ़ी वन प्रमंडल, सीतामढ़ी । 
26 वन प्रमंडल पदाधिकारी, 

भागलपुर जिला 
भागलपुर वन प्रमंडल, 

भागलपुर । 
27 वन प्रमंडल पदाधिकारी - सह - उप निदेशक, 

प ० चम्पारण जिले में प्रमंडल -1 का 
वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल -1 बेतिया । 

कार्य क्षेत्र 
28 वन प्रमंडल पदाधिकारी - सह - उप निदेशक, 

प ० चम्पारण जिले में प्रमंडल -2 का 
वाल्मीकि व्याघ्र परियोजना प्रमंडल -2 बेतिया । 

कार्य क्षेत्र 
यह अधिसूचना तुरंत प्रभावी होगा । 

पर्यावरण एवं वन विभाग की तत्संबंधी पूर्व की अधिसूचना सं ० - वन विक्रय -63 / 96-3939, दिनांक 18.11.2003 
को अवक्रमित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
यू ० एस ० झा , वन संरक्षक - सह - अपर सचिव । 


23 


4 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


गन्ना उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

16 दिसम्बर 2014 
अ ० सू ० सं०- स्था०- 02-08 / 2005-2886 - गन्ना उद्योग विभाग , बिहार, पटना में कार्यरत क्रमांक -1 के ईख 
पदाधिकारी एवं क्रमांक -2 के उप निदेशक , ईख विकास को अपने कार्यों के अतिरिक्त कॉलम -4 में अंकित पद का अतिरिक्त 
प्रभार सौपा जाता है: 


क्र ० 
सं ० 


नाम / पदनाम 


पदस्थापित कार्यालय 


अतिरिक्त प्रभार 


1 


2 


3 


4 


1 


श्री उमेश सिंह ईख पदाधिकारी, गोपालगंज 
श्री राज कुमार रजक उप निदेशक, ईख विकास , मोतिहारी 
2. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा । 


सहायक निदेशक, ईख विकास, गोपालगंज एवं सिवान । 
उप निदेशक , ईख विकास, पूसा, समस्तीपुर । 


2 


आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


17 दिसम्बर 2014 
सं ० 1 / स्था ० राज -111 / 2013-2904 - श्री कुँवर सिंह, सहायक निदेशक , ईख विकास, बगहा को कार्यहित में 
वर्तमान पदस्थापन से स्थानान्तरित करते हुए सहायक निदेशक , ईख विकास , सहरसा के रिक्त पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 

2. कृषि विभाग के अधिसूचना सं०-4594 दिनांक -08.10.2014 के द्वारा श्री भूषण प्रसाद, बिहार कृषि सेवा, कोटि -5 
( पौधा संरक्षक ) की सेवा गन्ना उद्योग विभाग में पदस्थापन हेतु सौपे जाने के फलस्वरूप श्री प्रसाद को सहायक निदेशक , ईख 
विकास, बगहा के पद पदस्थापित करते हुए सहायक निदेशक, ईख विकास, बेतिया एवं मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार दिया 
जाता है । 
3. यह आदेश तुरन्त प्रभावी होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
अनिल कुमार झा , अवर सचिव । 


पटना उच्च न्यायालय 


अधिसूचनाएं 

18 सितम्बर 2014 
सं ० 396 नि 0 - निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों ( असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि ) 
को क्रमशः उनके नाम के सामने तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर एवं स्तम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण 
श्रृंखला में अपने न्यायिक कार्य के अतिरिक्त प्रशासनिक कार्य करने के लिए व्यवहार न्यायालय के निबंधक / प्रभारी न्यायाधीश 
के रूप में नियोजन के लिए अपर मुंसिफ नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारियों का नाम , पदनाम अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का 

स्थान 

स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 
1 . 

3 . 

4 . 
श्री संजय कुमार संजय, अ) अपर मुंसिफ 

अररिया जजी के स्थापना के 
न्यायायिक दण्डाधिकारी -1 , अररिया ब ) अररिया 

उपरांत 
( अररिया) 

स ) अररिया 
2. श्री सत्य प्रकाश शुक्ला, अ) अपर मुंसिफ 

लखीसराय जजी के स्थापना 
मुंसिफ , बक्सर ब ) लखीसराय 

दिनांक 20.09.2014 के 
(बक्सर) स ) लखीसराय 

उपरांत 
3. श्री सुरेन्द्र प्रसाद, अ ) अपर मुंसिफ 

बाँका जजी के स्थापना दिनांक 
मुंसिफ , मोतिहारी ब ) बाँका 

29.11.2014 के उपरांत 
(पूर्वी चम्पारण ) 


2 . 


1 . 


स ) बाँका 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


5 


क्रम पदाधिकारियों का नाम , पदनाम 
संख्या एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 


1 . 


4 . 


4 . 


2 . 
श्री दिलीप कुमार सिंह , 
मुंसिफ , बीरपुर 
( सहरसा) 
श्री शुभ नन्दन झा , 
मुंसिफ, मुंगेर 
( मुंगेर) 


अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
ब ) साधारणत: अधिष्ठित रहने का 

स्थान 
स ) जजी जहाँ नियुक्त किए जाते हैं 

3 . 
अ) अपर मुंसिफ 

सुपौल जजी के स्थापना 
ब ) सुपौल 

दिनांक 15.11.2014 के 
स) सुपौल 

उपरांत 
अ ) अपर मुंसिफ 

स्थानांतरित श्री प्रवीण कुमार 
ब ) मुंगेर 

सिंह श्रीनेत के स्थान पर 
स ) मुंगेर 

उच्च न्यायालय के आदेश से 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


5 . 


The 18th 

September, 2014 
No. 396 A— The Judicial Officers of the rank of Civil Judge (Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below are hereby appointed as Additional Munsif to be employed as Registrar / 
Judge Incharge, Civil Courts, to do the Administrative work in addition to his Judicial functions in the 
Judgeship as mentioned in column no . 3 and in the chain specified in column no . 4 against their respective 
names of the table : 
SI. No. Name of the Officers with (a ) Designation at the new station . Chain of transfer 

designation and place of (b ) Place where the Officer is to be 
posting (With Judgeship ) stationed at ordinarily 

(c) Name of the Judgeship in which 

posted on transfer . 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . Sri Sanjay Kumar Sanjay ( a ) Additional Munsif 

Consequent upon 
J.M. I, Araria ( b ) Araria 

establishment of the 
( Araria ) ( c ) Araria 

Judgeship of Araria . 
2 . Sri Satya Prakash Shukla ( a ) Additional Munsif 

Consequent upon 
Munsif . Buxar (b ) Lakhisarai 

establishment of the 
( Buxar ) ( c ) Lakhisarai 

Judgeship of 
Lakhisarai on 

20.09.2014 
3 . Sri Surendra Prasad ( a ) Additional Munsif 

Consequent upon 
Munsif , Motihari ( b ) Banka 

establishment of the 
(East Champaran ) ( c ) Banka 

Judgeship of Banka on 

29.11.2014 
4 . Sri Dilip Kumar Singh ( a ) Additional Munsif 

Consequent upon 
Munsif, Birpur (b ) Supaul 

establishment of the 
( Saharsa ) ( c ) Supaul 

Judgeship of Supaul on 

15.11.2014 
Sri Subh Nandan Jha (a ) Additional Munsif 

Vice Sri Praveen 
Munsif ,Munger (b ) Munger 

Kumar Singh Srinet 
(Munger ) ( c ) Munger 

since transferred 


5 . 


By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


6 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


- 


क्रम 


22 सितम्बर 2014 
सं ० 401 नि0- निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित परीक्षेमान न्यायिक पदाधिकारी (असैनिक न्यायाधीश 
कनीय कोटि ) को उसी तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित जजी एवम् स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है 

पदाधिकारी का नाम एवम् वर्तमान पदस्थापन का अ) नए स्थान का पदनाम 
संख्या 

स्थान 

ब ) साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 

स ) जजी जहाँ नियुक्त किए गए हैं । 
1 . 

3 . 
1 . मो ० ईनाम खान 

अ ) परीक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश, कनीय कोटि 
परीक्षेमान, असैनिक न्यायाधीश (कनीय कोटि ), 

ब ) पटना 
गोपालगंज ( गोपालगंज) 

स ) पटना 

उच्च न्यायालय के आदेश से 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


2 . 


The 22nd September , 2014 
No. 401 A – The Judicial Officer of the rank of Civil Judge ( Junior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below is hereby transferred in the Judgeship and station mentioned in column no . 
3 of the said table . 
Sl. No. Name of the Officers, designation and (a ) Designation at the new station . 

place of present posting with (b ) Place where the Officer is to be stationed at 
Judgeship 

ordinarily . 
(c ) Name of the Judgeship in which appointed 

ontransfer . 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


Sri Md. Inam Khan 
Probationer, Civil Judge (Jr. Div .) , 
Gopalganj ( Gopalganj ) 


( a) Probationer, Civil Judge (Jr. Div . ) 
(b ) Patna 
( c ) Patna 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


7 अक्तूबर 2014 
सं ० 417 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री विनय शंकर, न्यायिक दंडाधिकारी, दाउदनगर 
( औरंगाबाद) की सेवायें, सहायक निदेशक (शोध एवं प्रशिक्षण), बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के पद पर नियुक्ति हेतु, बिहार 
सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 7th October 2014 
No. 417 A - On being relieved of his present assignment , the services of Sri Vinay Shankar , 
Judicial Magistrate , Daudnagar (Aurangabad ) are placed at the disposal of the State Government in the 
Department of General Administration , Patna on his appointment as Assistant Director (Research & 
Training ), Bihar Judicial Academy, Patna on deputation basis for a maximum period of three years. 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


7 अक्तूबर 2014 
सं ० 418 नि 0 - अपने वर्तमान कर्तव्यों से विरमित होने पर श्री अभिजीत कुमार, मुंसिफ , बिरौल, दरभंगा की सेवायें, 
प्रशासी पदाधिकारी, बिहार न्यायिक अकादमी, पटना के नवसृजित पद पर नियुक्ति हेतु राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन 
विभाग के अधीन सौंपी जाती है, जिनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि अधिकतम तीन वर्षों की होगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा , महानिबंधक । 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


7 


The 7th October 2014 
No. 418 A - On being relieved of his present assignment, the services of Sri Abhijeet Kumar , 
Munsif, Biraul (Darbhanga ) are placed at the disposal of the State Government in the Department of 
General Administration , Patna on his appointment as Administrative Officer, Bihar Judicial Academy, 
Patna on deputation basis for a maximum period of three years . 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA, Registrar General. 


14 अक्तूबर 2014 
सं ० 430 नि 0 - निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ -3 में 
निर्देशित न्यायमंडल एवं स्थान पर तथा स्तंम्भ -4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय 
कोटि) नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं अ) नये स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की श्रृंखला 
संख्या पदस्थापन का स्थान 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 
(न्यायमंडल सहित ) 

अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) न्यायमंडल जहाँ स्थानांतरणोपरांत 
नियुक्त किये जाते हैं । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


1 . 


स्थानांतरित श्री वी ० राय के 

स्थान पर । 


2 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री आर ० 
एम ० त्रिपाठी के स्थान पर । 


3 . 


श्री विनोद कुमार तिवारी, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
बगहा (पश्चिम चम्पारण ) 
श्री ओम प्रकाश सिंह , 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), 
भभुआ ( कैमुर) 
श्री भरत सिंह, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) - I, 
दानापुर ( पटना) 
श्री कन्हैया राम, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
हाजीपुर ( वैशाली) 
श्री ब्रजेश नारायण मिश्रा, 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, 
वरीय कोटि), सासाराम ( रोहतास ) 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री आर० 
के यादव के स्थान पर । 


4 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री आर ० 
एन ० त्रिपाठी के स्थान पर | 


अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) नवादा 
स ) नवादा 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) भभुआ 
स ) कैमुर 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) पटना 
स ) पटना 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) हाजीपुर 
स ) वैशाली 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) किशनगंज 
स ) पूर्णिया 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) जहानाबाद 
स ) जहानाबाद 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ) 
ब ) बेगूसराय 
स) बेगूसराय 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) बक्सर 
स ) बक्सर 


5 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एम ० के ० 
सिन्हा के स्थान पर । 


6 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एम ० 
कुमार- II के स्थान पर । 


7 . 


श्री दया शंकर सिंह 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
पटना ( पटना) 
श्री सुमन कुमार सिंह, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
बेगूसराय ( बेगूसराय ) 
श्री रमन कमार 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
आरा ( भोजपुर) 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री आर० 
पी ० सिंह के स्थान पर | 


8 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री बी ० 
तिवारी के स्थान पर । 


8 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


स्थानांतरण की श्रृंखला 


क्रम 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं 

पदस्थापन का स्थान 
(न्यायमंडल सहित ) 


अ ) नये स्थान का पदनाम 
ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 
अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) न्यायमंडल जहाँ स्थानांतरणोपरांत 
नियुक्त किये जाते हैं । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


9 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एस ० पी ० 
सिंह के स्थान पर । 


10 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एस ० 
तिवारी के स्थान पर । 


11. 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एस ० के ० 
पाण्डेय के स्थान पर । 


12 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एम ० के ० 
सिंह के स्थान पर । 


13. 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री ए० के ० 
दूबे के स्थान पर । 


14 . 


श्री वेद प्रकाश सिंह, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ), 
मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर) 
श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव -2 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ), 
मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर ) 
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
पटना ( पटना) 
श्री राज किशोर पाण्डेय 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
बेतिया ( पश्चिम चम्पारण ) 
श्री अशोक कुमार गुप्ता- II , 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ), 
सीतामढ़ी ( सीतामढ़ी ) 
मो. हसीबुल्लाह अंसारी , 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ), 
दरभंगा ( दरभंगा ) 
श्री राकेश कुमार मिश्रा, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
बाढ़ ( पटना) 
श्री प्रभात कुमार सिन्हा, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
आरा ( भोजपुर ) 
श्री सत्येन्द्र पाण्डेय, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
मुजफ्फरपुर (मुजफ्फरपुर) 
श्री राजेश कुमार- III 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ), 
गोपालगंज ( गोपालगंज) 
श्री ब्रज मोहन सिंह , 
अवर न्यायाधीश- I 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
जमुई ( जमुई ) 


अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) मुजफ्फरपुर 
स ) मुजफ्फरपुर 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ) 
ब ) शिवहर 
स ) शिवहर 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ) 
ब ) दरभंगा 
स ) दरभंगा 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) बेतिया 
स ) पश्चिम चम्पारण 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ) 
ब ) सीतामढी 
स ) सीतामढ़ी 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) मधुबनी 
स ) मधुबनी 
अ ) अवर न्यायाधीश 
(असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) अररिया 
स ) अररिया 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ) 
ब ) शेखपुरा 
स ) लक्खीसराय 
अ ) अवर न्यायाधीश 
(असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) पूर्णिया 
स ) पूर्णिया 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) गोपालगंज 
स ) गोपालगंज 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) जमुई 
स ) जमुई 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री ए ० के ० 
गुप्ता- I के स्थान पर । 


15 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री पी ० एन ० 
सिंह के स्थान पर । 


16. 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री आर ० 
एन ० एस ० पाण्डेय के स्थान 
पर । 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री मो ० 
अजाजुद्दीन के स्थान पर । 


17 . 


18 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एस ० के ० 
सिन्हा- I के स्थान पर । 


19 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री डी ० एल ० 
प्रसाद के स्थान पर । 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


9 


स्थानांतरण की श्रृंखला 


क्रम 
संख्या 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं 

पदस्थापन का स्थान 
(न्यायमंडल सहित ) 


अ ) नये स्थान का पदनाम 
ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 
अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) न्यायमंडल जहाँ स्थानांतरणोपरांत 
नियुक्त किये जाते हैं । 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


20 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री पी ० के ० 
ओझा के स्थान पर । 


21 . 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एस ० 
उपाध्याय के स्थान पर । 


श्री राजेन्द्र चौबे , 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ), 
मुंगेर (मुंगेर ) 
श्री सारंगधर उपाध्याय, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
सुपौल ( सहरसा) 
श्री उमा कान्त यादव , 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), 
बगहा, (पश्चिम चम्पारण ) 
श्री राधे श्याम शुक्ला, 
अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), 
छपरा ( सारण ) 


अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) सहरसा 
स ) सहरसा 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) सुपौल 
स ) सहरसा 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) मोतिहारी 
स ) मोतिहारी 
अ ) अवर न्यायाधीश 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) 
ब ) छपरा 
स ) सारण 


22. 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री एस ० पी ० 
मिश्रा के स्थान पर । 


23. 


अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
के रूप में प्रोन्नत श्री ए ० के ० 
झा के स्थान पर । 


श्री वीरेन्द्र कुमार , 


24 . 

अ ) अवर न्यायाधीश 

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश 

(असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ) के रूप में प्रोन्नत श्री के ० बी ० 
( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), ब ) मधेपुरा 

पाण्डेय के स्थान पर । 
हिलसा ( नालन्दा) 

स ) मधेपुरा 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 14th October 2014 
No. 430 A — The Judicial Officers of the rank of Sub Judge (Civil Judge, Senior Division ) named 
in column no . 2 of the table given below are appointed as Subordinate Judges (Civil Judges, Senior 
Division ) in the Judgeships to be stationed ordinarily at the places mentioned in column no . 3 and in the 
chain specified in column no . 4 of the table . 

SI. Name of the Officer with a ) Designation at the new station Chain of transfer 
No. designation and present place of b ) Place where the officer is to be 
posting (with Judgeship ) 

ordinarily stationed at 
c ) Name of the Judgeship in 

which appointed on transfer 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 


1 . 


Vice Sri V. Rai 
since transferred . 


2 . 


Sri Vinod Kumar Tiwari, 

a ) Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), | b) Nawadah 
Bagaha (West Champaran ) 

c ) Nawadah 
Sri Om Prakash Singh , 

a) Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div. ) 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), | b ) Bhabhua 
Bhabhua ( Kaimur) 

c ) Kaimur 
Sri Bharat Singh, 

Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) -I, b ) Patna 
Danapur (Patna ) 

c ) Patna 


Vice Sri R.M. 
Tripathi promoted 

as A.D.J. 
Vice Sri R.K. 
Yadav promoted as 

A.D.J. 


3 . 


10 


ROER JIGIT , 7 JGA 2015 


Chain of transfer 


SI. 
No. 


Name of the Officer with 
designation and present place of 
posting (with Judgeship ) 


a ) Designation at the new station 
b ) Place where the officer is to be 

ordinarily stationed at 
c ) Name of the Judgeship in 

which appointed on transfer 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


4 . 


5 . 


Vice Sri R.N. 
Tripathi promoted 

as A.D.J. 
Vice Sri M.K. 
Sinha promoted as 

A.D.J. 
Vice SriM.Kumar 
II promoted as 

A.D.J. 
Vice Sri R.P. Singh 
promoted as A.D.J. 


6 . 


7 . 


8 . 


Vice Sri B. Tiwari 
promoted as A.D.J. 


9 . 


Vice Sri S.P. Singh 
promoted as A.D.J. 


10 . 


Vice Sri S. Tiwary , 
promoted as A.D.J. 


11. 


Sri Kanhaiya Ram , 

a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .) 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), b ) Hajipur 
Hajipur (Vaishali ) 

c ) Vaishali 
Sri Brajesh Narain Mishra , a ) Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.), b ) Kishanganj 
Sasaram (Rohtas ) 

c ) Purnea 
Sri Daya Shankar Singh , 

a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.) 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), b ) Jehanabad 
Patna ( Patna ) 

c ) Jehanabad 
Sri Suman Kumar Singh , 

a ) Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), b ) Begusarai 
Begusarai (Begusarai) 

c ) Begusarai 
Sri Raman Kumar , 

a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.) 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.), b ) Buxar 
Ara (Bhojpur) 

c ) Buxar 
Sri Ved Prakash Singh , 

a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.) 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), b ) Muzaffarpur 
Muzaffarpur (Muzaffarpur ) c ) Muzaffarpur 
Sri Om Prakash Srivastava II a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.) 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .) , b ) Sheohar 
Muzaffarpur, (Muzaffarpur) c ) Sheohar 
Sri Gyanendra Kumar Srivastava , a ) Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.) 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), b ) Darbhanga 
Patna (Patna ) 

c ) Darbhanga 
Sri Raj Kishore Pandey , 

a ) Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .) 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.), b ) Bettiah 
Bettiah (West Champaran ) c ) West Champaran 
Sri Ashok Kumar Gupta -II, a ) Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.) 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), b ) Sitamarhi 
Sitamarhi (Sitamarhi) 

c ) Sitamarhi 
Md. Hasibullah Ansari , 

a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .) 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), b ) Madhubani 
Darbhanga (Darbhanga ) 

c ) Madhubani 
Sri Rakesh Kumar Mishra , 

a ) Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.) 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), b ) Araria 
Barh ( Patna ) 

c ) Araria 
Sri Prabhat Kumar Sinha , 

a ) Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), b ) Sheikhpura 
Ara (Bhojpur) 

c ) Lakhisarai 
Sri Satyendra Pandey , 

a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .) 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.), b ) Purnea 
Muzaffarpur, (Muzaffarpur ) c ) Purnea 
Sri Rajesh Kumar III, 

a ) Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div .) 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), b ) Gopalganj 
Gopalganj (Gopalganj) 

c ) Gopalganj 


12 . 


13 . 


Vice Sri S.K. 
Pandey promoted 

as A.DJ. 
Vice Sri M.K. 
Singh promoted as 

A.D.J. 
Vice Sri A.K. 
Dubey promoted as 

A.D.J. 
Vice Sri A.K. 
Gupta I promoted 

as A.D.J. 
Vice Sri P.N. Singh 
promoted as A.D.J. 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


Vice Sri R.N.S. 
Pandey promoted 

as A.D.J. 
Vice Md. 

Ajajuddin 
promoted as A.D.J. 
Vice Sri S.K. Sinha 
I promoted as 

A.D.J. 


18 . 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


11 


Chain of transfer 


SI . 
No. 


Name of the Officer with a ) Designation at the new station 
designation and present place of b ) Place where the officer is to be 
posting (with Judgeship ) 

ordinarily stationed at 
c ) Name of the Judgeship in 

which appointed on transfer 
2 . 

3 . 


1 . 


4 . 


19 . 


Vice Sri D.L. 
Prasad promoted as 

A.D.J. 


20. 


Vice Sri P.K. Ojha 
promoted as A.D.J. 


Sri Braj Mohan Singh , 

a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .) 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.) b ) Jamui 
I, Jamui (Jamui ) 

c ) Jamui 
Sri Rajendra Choubey , 

a ) Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.) 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), | b ) Saharsa 
Munger (Munger) 

c ) Saharsa 
Sri Sarangdhar Upadhyaya , a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.) 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), b ) Supaul 
Supaul ( Saharsa ) 

c ) Saharsa 
Sri Uma Kant Yadav, 

a ) Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .) 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div .), | b ) Motihari 
Bagaha (West Champaran ) c ) East Champaran 


21 . 


Vice Sri S. Singh 
promoted as A.D.J. 


22. 


Vice Sri S.P. 
Mishra promoted as 

A.D.J. 


23 . 


Sri Radhey Shyam Shukla , 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.), 
Chapra ( Saran) 
Sri Veerendra Kumar, 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), 
Hilsa (Nalanda ) 


24 . 


a ) Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.) Vice Sri A.K. Jha 
b ) Chapra 

promoted as A.D.J. 
c ) Chapra 
a ) Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.) Vice Sri K.B. 
b ) Madhepura 

Pandey promoted 
c ) Madhepura 

as A.D.J. 
By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


2 . 


14 अक्तूबर 2014 
सं ० 431 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2 ए 1974) की धारा -11 की उप - धारा (3) की अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीशों ( असैनिक 
न्यायाधीशों, वरीय कोटि ) को स्तम्भ -3 में उल्लिखित उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक 
दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 

साथ ही उपर्युक्त संहिता की धारा -12 की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारियों को तालिका के स्तम्भ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी 
नियुक्त किया जाता है । 
क्रम संख्या पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
1 . 

3 . 
श्री विनोद कुमार तिवारी, 

नवादा 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), बगहा 
जिनका स्थानांतरण नवादा के अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) के रूप 

में किया गया है । 
2 . श्री ओम प्रकाश सिंह 

कैमूर 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), भभुआ 
3 . श्री भरत सिंह , 

पटना 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) - I, दानापुर 
जिनका स्थानांतरण पटना के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के रूप 
में किया गया है । 


1 . 


12 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


क्रम संख्या 


जिला का नाम 


1 . 


3 . 


4 . 


वैशाली 


5 . 


किशनगंज 


6 . 


जहानाबाद 


7 . 


बेगूसराय 


8 . 


बक्सर 


9 . 


मुजफ्फरपुर 


10 . 


शिवहर 


11 . 


दरभंगा 


पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

2 . 
श्री कन्हैया राम, 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), हाजीपुर 
श्री ब्रजेश नारायण मिश्रा, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), सासाराम 
जिनका स्थानांतरण किशनगंज के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 
रूप में किया गया है । 
श्री दया शंकर सिंह , 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), पटना 
जिनका स्थानांतरण जहानाबाद के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 
रूप में किया गया है । 
श्री सुमन कुमार सिंह, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), बेगूसराय 
श्री रमन कमार 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), आरा, 
जिनका स्थानांतरण बक्सर के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के रूप 
में किया गया है । 
श्री वेद प्रकाश सिंह , 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), मुजफ्फरपुर 
श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव- || 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), मुजफ्फरपुर 
जिनका स्थानांतरण शिवहर के अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 
रूप में किया गया है । 
श्री ज्ञानेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), पटना 
जिनका स्थानांतरण दरभंगा के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 
रूप में किया गया है । 
श्री राज किशोर पाण्डेय , 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), बेतिया 
श्री अशोक कुमार गुप्ता - 

II, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), सीतामढ़ी 
मो ० हसीबुल्लाह अंसारी, 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), दरभंगा 
जिनका स्थानांतरण मधुबनी के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 
रूप में किया गया है । 
श्री राकेश 

कुमार मिश्रा, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), बाढ़ 
जिनका स्थानांतरण अररिया के अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 
रूप में किया गया है । 
श्री प्रभात कुमार सिन्हा, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), आरा 
जिनका स्थानांतरण शेखपुरा के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) के 
रूप में किया गया है । 
श्री सत्येन्द्र पाण्डेय, 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), मुजफ्फरपुर 
जिनका स्थानांतरण पूर्णिया के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) के 
रूप में किया गया है । 
श्री राजेश कुमार - ||| 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) गोपालगंज 
श्री ब्रज मोहन सिंह 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) - I, जमुई 


12. 


पश्चिमी चम्पारण 


13 . 


सीतामढी 


14. 


मधुबनी 


15 . 


अररिया 


16 . 


शेखपुरा 


17 . 


पूर्णिया 


18 . 


गोपालगंज 


19 . 


जमुई 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


w 


क्रम संख्या 


पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


जिला का नाम 


1 . 


2 . 


3 . 


20 . 


सहरसा 


श्री राजेन्द्र चौबे, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), मुंगेर 
जिनका स्थानांतरण सहरसा के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 
रूप में किया गया है । 


सारण 


21 . श्री सारंगधर उपाध्याय, 

सुपौल 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) सुपौल 
22 . श्री उमा कान्त यादव , 

पूर्वी चम्पारण 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), बगहा, 
जिनका स्थानांतरण मोतिहारी के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 

रूप में किया गया है । 
23. 

श्री राधे श्याम शुक्ला, 

अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), छपरा 
24 . श्री वीरेन्द्र कुमार, 

मधेपुरा 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), हिलसा 
जिनका स्थानांतरण मधेपुरा के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) के 
रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , महानिबंधक । 

The 14th October 2014 
No. 431 A — In exercise of the powers conferred under Sub -Section (3 ) of Section 11 of the code 
of Criminal Procedure , 1973 (Act-2 of 1974 ), the High Court are pleased to confer upon the Subordinate 
Judges (Civil Judges, Sr. Division ) named in column no. 2 of the table given below , the powers of a 
JudicialMagistrate of the first Class for the district noted against their respective name in column no . 3 of 
the table . 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub - Section (1 ) of Section 12 of the said 
Criminal Procedure Code the officers are also appointed as Chief Judicial Magistrate for the district noted 
against their respective name in column no . 3 of the table . 
Sl. No. Name of the Officer with designation 

Name of the 
and place of posting 

District 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Vinod Kumar Tiwari, 

Nawadah 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), Bagaha 

Under orders of transfer to Nawadah as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.). 
2 . Sri Om Prakash Singh , 

Kaimur 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), Bhabhua 
Sri Bharat Singh, 

Patna 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .) -I, Danapur 

Under orders of transfer to Patna as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .). 
4 . Sri Kanhaiya Ram , 

Vaishali 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), Hajipur 
5 . Sri Brajesh Narain Mishra , 

Kishanganj 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), Sasaram 
Under orders of transfer to Kishanganj as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .). 
Sri Daya Shankar Singh , 

Jehanabad 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), Patna 
Under orders of transfer to Jehanabad as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .). 


3 . 


6 . 


14 


Rask JIGIC , 7 JAART 2015 


Sl. No. 


1 . 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11. 


12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


Name of the Officer with designation 

Name of the 
and place of posting 

District 
2 . 

3 . 
Sri Suman Kumar Singh , 

Begusarai 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), Begusarai 
Sri Raman Kumar , 

Buxar 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), Ara , 
Under orders of transfer to Buxar as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.). 
Sri Ved Prakash Singh , 

Muzaffarpur 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .),Muzaffarpur 
Sri Om Prakash Srivastava - II 

Sheohar 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.), Muzaffarpur, 
Under orders of transfer to Sheohar as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .). 
Sri Gyanendra Kumar Srivastava , 

Darbhanga 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), Patna 
Under orders of transfer to Darbhanga as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .). 
Sri RajKishore Pandey , 

West 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.), Bettiah 

Champaran 
Sri Ashok Kumar Gupta - II , 

Sitamarhi 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), Sitamarhi 
Md. Hasibullah Ansari, 

Madhubani 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Darbhanga 
Under orders of transfer to Madhubani as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .). 
Sri Rakesh Kumar Mishra , 

Araria 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.), Barh , 
Under orders of transfer to Araria as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .). 
Sri Prabhat Kumar Sinha , 

Sheikhpura 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Ara , 
Under orders of transfer to Sheikhpura as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .). 
Sri Satyendra Pandey , 

Purnea 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.), Muzaffarpur, 
Under orders of transfer to Purnea as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .). 
Sri Rajesh Kumar III, 

Gopalganj 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Gopalganj 
Sri BrajMohan Singh , 

Jamui 
Sub Judge , Civil Judge ( Sr. Div.)-I, Jamu 
Sri Rajendra Choubey , 

Saharsa 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div .), Munger, 
Under orders of transfer to Saharsa as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.). 
Sri Sarangdhar Upadhyaya , 

Supaul 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Supaul 
Sri Uma Kant Yadav , 

East 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), Bagaha, 

Champaran 
Under orders of transfer to Motihari as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .). 
Sri Radhey Shyam Shukla , 

Saran 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) , Chapra 
Sri Veerendra Kumar. 

Madhepura 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), Hilsa, 
Under orders of transfer to Madhepura as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.). 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


16 . 


17 . 


18 . 


19 . 


20 . 


21. 


22 . 


23 . 


24 . 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


15 


14 अक्तूबर 2014 
सं ० 432 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता , 1973 ( अधिनियम 2 ए 1974) की धारा -9 की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारियों को उनके 
नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित सत्र प्रमण्डलों के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

सत्र प्रमंडल का 

नाम 
1 . 2 . 

3 . 
1 . श्री विनोद कुमार तिवारी, 

नवादा 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), बगहा जिनका स्थानांतरण नवादा 
के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) -सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 

के रूप में किया गया है । 
2 . श्री ओम प्रकाश सिंह, 

कैमूर 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), भभुआ जिनका पदस्थापन अवर 
न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि)-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, भभुआ 

के रूप में किया गया है । 
3 . श्री भरत सिंह, 

पटना 
अवर न्यायाधीश.I ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), दानापुर जिनका स्थानांतरण पटना 
के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 

के रूप में किया गया है । 
4 . श्री कन्हैया राम , 

वैशाली 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), हाजीपुर जिनका पदस्थापन अवर 
न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 

हाजीपुर के रूप में किया गया है । 
5 . श्री ब्रजेश नारायण मिश्रा, 

पूर्णिया 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), सासाराम जिनका स्थानांतरण 
किशनगंज के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि)-सह - मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 
6 . श्री दया शंकर सिंह , 

जहानाबाद 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), पटना जिनका स्थानांतरण 
जहानाबाद के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) -सह - मुख्य न्यायिक 

दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 
7 . श्री सुमन कुमार सिंह, 

बेगूसराय 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), बेगूसराय जिनका पदस्थापन अवर 
न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह -मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 

बेगूसराय के रूप में किया गया है । 
8 . श्री रमन कमार 

अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), आरा, जिनका स्थानांतरण बक्सर 
के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 

के रूप में किया गया है । 
9 . श्री वेद प्रकाश सिंह , 

मुजफ्फरपुर 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), मुजफ्फरपुर जिनका पदस्थापन 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) -सह -मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 

मुजफ्फरपुर के रूप में किया गया है । 
10 . श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव. II 

शिवहर 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), मुजफ्फरपुर 
जिनका स्थानांतरण शिवहर के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय 
कोटि )-सह - मुख्य 

न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 
11 . श्री ज्ञानेन्द्र 

कुमार श्रीवास्तव, 

दरभंगा 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), पटना 
जिनका स्थानांतरण दरभंगा के अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय 
कोटि)-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 


बक्सर 


16 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


सत्र प्रमंडल का 


नाम 


1 . 


3 . 
पश्चिमी चम्पारण 


12. 


13. 


सीतामढ़ी 


14. 


मधुबनी 


15 . 


अररिया 


16. 


लक्खीसराय 


2 . 
श्री राज किशोर पाण्डेय, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), बेतिया जिनका पदस्थापन अवर 
न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया 
के रूप में किया गया है । 
श्री अशोक कुमार गुप्ता.II, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), सीतामढ़ी जिनका पदस्थापन अवर 
न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) -सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
सीतामढ़ी के रूप में किया गया है । 
मो . हसीबुल्लाह अंसारी, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), दरभंगा जिनका स्थानांतरण मधुबनी 
के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि)-सह -मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 
के रूप में किया गया है । 
श्री राकेश 

कुमार 

मिश्रा, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), बाढ़ जिनका स्थानांतरण अररिया 
के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 
के रूप में किया गया है । 
श्री प्रभात कुमार सिन्हा, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), आरा जिनका स्थानांतरण शेखपुरा 
के अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 
के रूप में किया गया है । 
श्री सत्येन्द्र पाण्डेय , 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), मुजफ्फरपुर जिनका स्थानांतरण 
पूर्णिया के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह - मुख्य न्यायिक 
दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 
श्री राजेश कुमार III 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), गोपालगंज जिनका पदस्थापन 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) -सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, 
गोपालगंज के रूप में किया गया है । 
श्री ब्रज मोहन सिंह 
अवर न्यायाधीश, असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) I, जमुई जिनका पदस्थापन अवर 
न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) -सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, जमुई 
के रूप में किया गया है । 
श्री राजेन्द्र चौबे, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ) मुंगेर जिनका स्थानांतरण सहरसा 
के अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि)-सह -मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 
के रूप में किया गया है । 


17 . 


पूर्णिया 


18 . 


गोपालगंज 


19 . 


जमुई 


20 . 


सहरसा 


21 . 


सहरसा 


22 . 


पूर्वी चम्पारण 


श्री सारंगधर उपाध्याय, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), सुपौल जिनका पदस्थापन अवर 
न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि)-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, सुपौल 
के रूप में किया गया है । 
श्री उमा कान्त यादव , 
अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि), बगहा, जिनका स्थानांतरण 
मोतिहारी के अवर न्यायाधीश (असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि) -सह - मुख्य न्यायिक 
दण्डाधिकारी के रूप में किया गया है । 
श्री राधे श्याम शुक्ला, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), छपरा जिनका पदस्थापन अवर 
न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह -मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, छपरा 
के रूप में किया गया है । 


23. 


सारण 


ROER JIGIC , 7 Jaia 2015 


17 


क्र ० सं ० 


पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 


सत्र प्रमंडल का 


नाम 


1 . 


3 . 
मधेपुरा 


24 . 


2 . 
श्री वीरेन्द्र कुमार, 
अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि ), हिलसा जिनका स्थानांतरण मधेपुरा 
के अवर न्यायाधीश ( असैनिक न्यायाधीश, वरीय कोटि )-सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी 
के रूप में किया गया है । 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 14th October 2014 
No. 432 A - In exercise of the powers conferred under Sub -Section ( 3) of Section 9 of the Code 
of Criminal procedure , 1973 (Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to appoint the Judicial Officers 
named in Column 2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted 
against their respective name in Column 3 of the table . 
SI. Name of the Officer with designation and place of posting 

Name of the 
No. 

Sessions Division 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


Nawadah 


2 . 


Kaimur 


3 . 


Patna 


4 . 


Vaishali 


Sri Vinod Kumar Tiwari, 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.), Bagaha 
Under orders of transfer to Nawadah as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.) 
cum - C.J.M . 
Sri Om Prakash Singh , 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), Bhabhua 
Under orders of posting as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.)-cum - C.J.M ., 
Bhabhua . 
Sri Bharat Singh , 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.)- I, Danapur 
Under orders of transfer to Patna as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.) 
cum - C.J.M . 
Sri Kanhaiya Ram , 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.), Hajipur 
Under orders of posting as Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div.)-cum - C.J.M ., 
Hajipur. 
Sri Brajesh Narain Mishra , 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Sasaram 
Under orders of transfer to Kishanganj as Sub Judge (Civil Judge , Sr. 
Div .)- cum - C.J.M . 
Sri Daya Shankar Singh , 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.), Patna 
Under orders of transfer to Jehanabad as Sub Judge ( Civil Judge , Sr. 
Div .) -cum -C.J.M . 
Sri Suman Kumar Singh , 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.), Begusarai 
Under orders of posting as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .)-cum - C.J.M ., 
Begusarai 
Sri Raman Kumar , 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div .), Ara , 
Under orders of transfer to Buxar as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) 
cum -C.J.M . 


5 . 


Purnea 


6 . 


Jehanabad 


7 . 


Begusarai 


8 . 


Buxar 


18 


Rask JGIC , 7 JGAT 2015 


Name of the Officer with designation and place of posting 


SI. 
No. 


Name of the 
Sessions Division 


1 . 


2 . 


3 . 


9 . 


Muzaffarpur 


10 . 


Sheohar 


11. 


Darbhanga 


12 . 


West Champaran 


13 . 


Sitamarhi 


14 . 


Madhubani 


Sri Ved Prakash Singh , 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div .), Muzaffarpur 
Under orders of posting as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .)- cum -C.J.M ., 
Muzaffarpur. 
Sri Om Prakash Srivastava - II 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div .), Muzaffarpur , 
Under orders of transfer to Sheohar as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.) 
cum - C.J.M . 
Sri Gyanendra Kumar Srivastava , 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.), Patna 
Under orders of transfer to Darbhanga as Sub Judge (Civil Judge, Sr. 
Div .)- cum -C.J.M . 
Sri Raj Kishore Pandey , 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.), Bettiah 
Under orders of posting as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .)-cum -C.J.M ., 
Bettiah . 
Sri Ashok Kumar Gupta -II, 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Sitamarhi 
Under orders of posting as Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div .)-cum - C.J.M ., 
Sitamarhi. 
Md. Hasibullah Ansari, 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Darbhanga 
Under orders of transfer to Madhubani as Sub Judge ( Civil Judge , Sr. 
Div . ) - cum - C.J.M . 
Sri Rakesh Kumar Mishra , 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Barh , 
Under orders of transfer to Araria as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.) 
cum -C.J.M . 
Sri Prabhat Kumar Sinha , 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div .), Ara , 
Under orders of transfer to Sheikhpura as Sub Judge (Civil Judge, Sr. 
Div .) -cum -C.J.M . 
Sri Satyendra Pandey , 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.),Muzaffarpur, 
Under orders of transfer to Purnea as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .) 
cum - C.J.M . 
Sri Rajesh Kumar III, 
Sub Judge ( Civil Judge , Sr. Div .), Gopalganj 
Under orders of posting as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .) -cum -C.J.M ., 
Gopalganj. 
Sri Braj Mohan Singh , 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .)-1, Jamui 
Under orders of posting as Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div.)-cum - C.J.M ., 
Jamui. 
Sri Rajendra Choubey , 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), Munger , 
Under orders of transfer to Saharsa as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .) 
cum -C.J.M . 


15 . 


Araria 


16 . 


Lakhisarai 


17 . 


Purnea 


18 . 


Gopalganj 


19 . 


Jamui 


20 . 


Saharsa 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


19 


Name of the Officer with designation and place of posting 


Si. 
No. 


Name of the 
Sessions Division 


1 . 


2 . 


3 . 


21 . 


22 . 


23 . 


Sri Sarangdhar Upadhyaya , 

Saharsa 
Sub Judge (Civil Judge , Sr. Div .), Supaul 
Under orders of posting as Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.)-cum- C.J.M., 
Supaul 
Sri Uma Kant Yadav , 

East Champaran 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div.), Bagaha, 
Under orders of transfer to Motihari as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .) 
cum- C.J.M. 
Sri Radhey Shyam Shukla , 

Saran 
Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .), Chapra 
Under orders of posting as Sub Judge (Civil Judge, Sr. Div .)-cum - C.J.M ., 
Chapra. 
Sri Veerendra Kumar , 

Madhepura 
Sub Judge ( Civil Judge, Sr. Div.), Hilsa , 
Under orders of transfer to Madhepura as Sub Judge (Civil Judge, Sr. 
Div .) -cum -C.J.M . 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


24 . 


15 अक्तूबर 2014 
सं ० 446 नि0- श्री प्रेम रंजन मिश्रा, अपर जिला एवम् सत्र न्यायाधीश , आरा को उनके पदभार ग्रहण करने की 
तिथि से श्री अरबिन्द माधव के स्थान पर , माननीया मुख्य न्यायाधीश के आदेशानुसार पटना उच्च न्यायालय, पटना का संयुक्त 
निबंधक (लिस्ट & कम्प्युटर) नियुक्त किया जाता है । 

मुख्य न्यायाधीश के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 15th October 2014 
No. 446 A — Hon ble the Chief Justice has been pleased to appoint Sri Prem Ranjan Mishra , 
Additional District and Sessions Judge , Ara as Joint Registrar (List & Computer ), Patna High Court, 
Patna with effect from the date he assumes charge of his Office vice Sri Arbind Madhav . 

By order of the Hon ble the Chief Justice , 

V.K. SINHA, Registrar General . 


17 अक्तूबर 2014 
सं ० 452 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा -11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उच्च न्यायालय श्री आशुतोष खेतान , न्यायिक दंडाधिकारी, पटना की भागलपुर, बाँका, मुंगेर, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, 
लखीसराय, बेगुसराय, सुपौल , सहरसा , मधेपुरा, किशनगंज, अररिया , कटिहार एवं पूर्णिया जिला क्षेत्रों के लिए जिसका 
मुख्यालय पटना रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218 / जे0. दिनांक 1.7.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी 
(मुंसिफ ) के पटना में स्थित एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय का दण्डाधिकारी - सह - पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करता है 

और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा -3 के अन्तर्गत डी 0 एस0 पी0 ई0 पटना शाखा के द्वारा जाँच 
किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है । 

इन्हें उक्त संहिता की धारा 190 की उप - धारा (1) के खण्ड (ब) के अधीन डी 0 एस 0 पी 0 ई0 पटना शाखा के द्वारा 
उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जाँच किए गए वैसे वादों को जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम है, संज्ञान 
लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


20 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


The 17th October 2014 
No. 452 A — In exercise of powers conferred under section 11 of code of Criminal 
Procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ), the Court have been pleased to appoint Sri Ashutosh Khetan , 
Judicial Magistrate , Patna as the Special Magistrate -cum -P.O . of the Additional Special Court of 
Judicial Magistrate ( Munsif ) at Patna established vide Law Department s Notification No. 
2218/J, dated 1.7.2005 for the entire State of Bihar with headquarters at Patna to try and if 
necessary to commit for trial the cases investigated by the Delhi Special Police establishment of 
other Branches also besides the Patna Branch , with respect to the offences covered under section 
3 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 for the area of Jurisdiction of the Districts 
of Bhagalpur , Banka, Munger, Sheikhpura, Jamui , Khagaria, Lakhisarai, Supaul, Saharsa , 
Madhepura , Kishanganj, Araria , Katihar and Purnea. 

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to 
take cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the 
Patna Branch under Sub Section ( 1 ) (b ) of Section 190 of the Criminal Procedure Code, 1973 
and to try or commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment 
of the Patna Branch . 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


17 अक्तूबर 2014 
सं ० 453 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा -11 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए उच्च न्यायालय निम्न तालिका के स्तम्भ- 2 में नामित न्यायिक दंडाधिकारी को उसी तालिका के स्तम्भ 4 में वर्णित 
क्षेत्राधिकार के लिए विधि विभाग ( न्या o) के अधिसूचना संख्या 1534 / जे0 दिनांक 13.5.06 में वर्णित विशेष न्यायालय पटना 
-1 जिसका मुख्यालय स्तम्भ -3 में नियत स्थान होगा को अंशकालीन विशेष दंडाधिकारी नियुक्त करता है और दिल्ली 
स्पेशल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट , 1946 की धारा 3 के अन्तर्गत डी 0 एस 0 पी 0 ई0 पटना शाखा के अलावे अन्य शाखाओं 
द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतू सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है । 

उच्च न्यायालय उक्त दण्डाधिकारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा -190 की उप - धारा (1) के खण्ड (ब ) 
के अधीन डी 0एस0 पी 0 ई0, पटना शाखा द्वारा जाँच किये गये वैसे वादों जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतू सुपूर्द करने में वे 
सक्षम है , संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान करता है । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम मुख्यालय 

क्षेत्राधिकार के जिले 
एवं पदस्थापना का स्थान 


1 . 


3 . 


4 . 


1 . 


2 . 
श्री सत्यप्रिया आनंद , 
न्यायिक दंडाधिकारी, पटना 


पटना 


पटना, नालन्दा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, रोहतास, 
गया , औरंगाबाद , नवादा तथा जहानाबाद 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 17th October 2014 
No. 453 A - In exercise of powers conferred under section 11 of code of Criminal Procedure , 
1973 (Act 2 of 1974 ) , the Court have pleased to appoint the Judicial Magistrate named in column no . 2 of 
the table given below , as part time Special Magistrate for the area of jurisdiction given below against his 
name in column no . 4 with headquarter mention in column no . 3 to try and if necessary to commit for 
trial the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other branches also besides the 
Patna Branch with respect to the offenses covered under section 3 of the Delhi Special Police 
Establishment Act, 1946 for the area mention in column no . 4 of the table for Special Court, Patna - 1 as 
mention is Law ( J) Deptt. Notification No. 1534J dated 13.5.2006 . 

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take 
cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment, Patna Branch , under 
Sub -Section ( 1) (b ) of Section 190 of the Criminal Procedure Code , 1973 and to try or commit for trial of 
the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Patna Branch . 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


21 


Sl. No. 


Headquarter 


Districts under Jurisdiction 


Name, Designation and Place 
of Posting of the Officer 

2 . 


1 . 


3 . 


4 . 


1 . 


Patna 


Sri Satya Priya Anand 
Judicial Magistrate , 
Patna 


Patna , Nalanda , Bhojpur, 

Buxar, 
Bhabhua, Rohtas, Gaya, Aurangabad , 
Nawadah and Jehanabad 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


17 अक्तूबर 2014 
सं ० 454 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974 ) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए उच्च न्यायालय अनुपम कुमारी, न्यायिक दंडाधिकारी, मुजफ्फरपुर को छपरा, सीवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, 
वैशाली, शिवहर, पूर्वी चम्पारण , प0 चम्पारण , दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिला क्षेत्रों के लिए जिसका मुख्यालय 
मुजफ्फरपुर रहेगा को विधि विभाग के अधिसूचना संख्या 2218 / जे0 दिनांक 1.7.2005 द्वारा स्थापित न्यायिक दंडाधिकारी 
(मुंसिफ ) के मुजफ्फरपुर में स्थित एक अतिरिक्त विशेष न्यायालय का दण्डाधिकारी - सह - पीठासीन पदाधिकारी नियुक्त करता 
है और दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेवलिसमेन्ट ऐक्ट 1946 की धारा -3 के अन्तर्गत डी 0 एस0 पी 0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के 
द्वारा जाँच किये गये वादों के निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने के शक्तियाँ प्रदान करता है । 

इन्हें उक्त संहिता की धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड ( ब) के अधीन डी 0 एस0 पी 0 ई0 मुजफ्फरपुर शाखा के 
द्वारा उपरोक्त जिला क्षेत्रों में जाँच किए गए वैसे वादों को जिसका निष्पादन या निष्पादन हेतु सुपूर्द करने में वे सक्षम है, 
संज्ञान लेने की शक्तियाँ भी प्रदान की जाती है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार 

सिन्हा, महानिबंधक । 
The 17th October 2014 
No. 454 A — In exercise of powers conferred under section 11 of code of Criminal Procedure , 
1973 (Act 2 of 1974 ) the court have been pleased to appointMs. Anupam Kumari, Judicial Magistrate , 
Muzaffarpur as the Special Magistrate cum P.O. of the Additional special Court of Judicial Magistrate 
( Munsif ) at Muzaffarpur established vide Law Department s Notification No. 2218/J, dated 1.7.2005 for 
the entire State of Bihar with headquarters at Muzaffarpur to try and if necessary to commit for trial the 
cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of other Branches also besides the 
Muzaffarpur Branch , with respect to the offences covered under section 3 of the Delhi Special Police 

Establishment Act, 1946 for the area of Jurisdiction of the Districts of Chapra, Siwan, Gopalganj, 
Muzaffarpur, Sitamarhi, Vaishali , Sheohar, East Champaran , West Champaran , Darbhanga, Madhubani 
and Samastipur as mentioned in law (J) Deptt . Notification No. 1534 /J dated 13.5.2006 . 

The Court have further been pleased to confer upon the said Magistrate the powers to take 
cognizance of such cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur 
Branch under Sub -Section ( 1) (b ) of Section 190 of the Criminal Procedure Code , 1973 and to try or 
commit for trial of the cases investigated by the Delhi Special Police Establishment of the Muzaffarpur 
Branch. 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


17 अक्तूबर 2014 
सं ० 455 नि 0 - उच्च न्यायालय के निर्गत अधिसूचना सं0 345 नि 0 दिनांक 29 अगस्त , 2014 को आंशिक रूप से 
संशोधित करते हुए श्री संजय कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्णिया को दिनांक 15.11.2014 के स्थान पर दिनांक 22.11. 
2014 को स्थापित हो रहे सुपौल न्यायमंडल के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार 

सिन्हा, महानिबंधक । 


22 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


The 17th October 2014 
No.455A — In partial modification to Court s Notification No. 345A dated 29.08.2014 , Sri 
Sanjay Kumar, District and Sessions Judge, Purnea is transferred and posted as District and 
Sessions Judge of Supaul on establishment of Supaul Judgeship on 22.11.2014 in place of 
15.11.2014. 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


21 जुलाई 2014 
सं ० 275 नि 0 - श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को गोपालगंज के जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

पटना उच्च न्यायालय की पूर्व में ज्ञापांक 31675-31688 दिनांक 14.07.2014 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 256 नि 0 
दिनांक 14.07.2014 को उपरोक्त हद तक संशोधित समझा जाय । 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 21st July 2014 
No. 275A — Sri Virendra Kumar Singh, District and Sessions Judge, East Champaran at 
Motihari is transferred and posted as District and Sessions Judge of Gopalganj. 

Earlier notification no . 256A dated 14.07.2014 of the Patna High Court issued vide memo 
no . 31675-31688 dated 14.07.2014 stands modified upto the above extent. 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


21 जुलाई 2014 
सं ० 276 नि 0 - श्री सजल मंदिलवार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर को जमुई के जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

पटना उच्च न्यायालय की पूर्व में ज्ञापांक 31661-31775 दिनांक 14.07.2014 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 
260 नि 0 दिनांक 14.07.2014 को उपरोक्त हद तक संशोधित समझा जाय । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 21st July 2014 
No. 276A — Sri Sajal Mandilwar, Principal Judge , Family Court, Muzaffarpur is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Jamui. 

Earlier notification no . 260A dated 14.07.2014 of the Patna High Court issued vide memo no . 
31761-31775 dated 14.07.2014 standsmodified upto the above extent. 

By order of the High Court , 
V.K. SINHA , Registrar General. 


25 जुलाई 2014 
सं ० 283 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -11 की उप - धारा 3 के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित परीक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश 
( कनीय कोटि ) को स्तंभ -3 में उनके नाम के सामने अंकित जिला के लिए द्वितीय श्रेणी के न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती हैं । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 


1 . 


गया 


श्री संजीव कुमार चन्धरियावी, परिक्ष्यमान असैनिक न्यायाधीश ( कनीय कोटि), गया 

उच्च न्यायालय के आदेश से . 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


23 


The 25th July 2014 
No. 283A — In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 11 of the 
Code of Criminal procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ) the High Court are pleased to confer upon the 
Probationary Civil Judge (Junior Division ) named in column no . 2 of the table given below , the 
powers 

of a Judicial Magistrates of the 2nd Class for the District noted against his name in column 
no . 3 of the table . 
SI. No. Name of the Officer with designation and present place Name of the District 

of posting 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Sanjeev Kumar Chandriyavi, 

Gaya 
Probationary Civil Judge (Junior Division ), Gaya . 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


श्री अनिल कुमार 


6 अगस्त 2014 
सं ० 293 नि 0 - निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों, को तालिका के 
स्तंभ -3 में निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तंभ -4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला में तदर्थ अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश, के रूप में कार्य करने हेतु संबंधित कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं | अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की 
सं ० वर्तमान पदस्थापन का स्थान ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने श्रृंखला 
( जजी सहित ) 

का स्थान 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये किये गये हैं । 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . अ ) तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 

स्थानान्तरित श्री 
तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ब ) औरंगाबाद 

दीनानाथ पाण्डेय 
गया ( गया ) स ) औरंगाबाद 

के स्थान पर 
2 . श्री दीनानाथ पाण्डेय अ ) तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 

अतिरिक्त सहाय्य 
तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, | ब ) आरा 

के रूप में । 
औरंगाबाद ( औरंगाबाद) 

स ) भोजपुर 
3. श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव अ ) तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 

अतिरिक्त सहाय्य 
तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, | ब ) बेगुसराय 

के रूप में । 
गोपालगंज ( गोपालगंज) 

स ) बेगुसराय 
4 . श्री जय गणेश सिंह अ) तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 

स्थानान्तरित श्री 
तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , | ब ) गया 

अनिल कुमार 

के 
जमुई ( जमुई ) स ) गया 

स्थान पर 
उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार 

सिन्हा, महानिबंधक । 
The 6th August 2014 
No. 293A — The Adhoc Additional District and Sessions Judges, named in column no . 2 of the 
table given below are hereby transferred as Adhoc Additional District and Sessions Judge at places 
mentioned in column no . 3 and in the chain specified in column no . 4 of the table. 
SI . Name of the Officer with a ) Designation at the new station 

Chain of transfer 
No. designation and present place b ) Place where the officer is to be 
of posting (judgeship ) 

ordinarily stationed at 
c ) Name of the Judgeship in which 

posted on transfer 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . Sri Anil Kumar ( a ) Adhoc Additional District and 

Sri Dinanath 
Adhoc A.D.J., Gaya Sessions Judge 

Pandey 
( Gaya ) (b ) Aurangabad 

transferred. 
(c ) Aurangabad 


24 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


SI. 
No. 


1 . 
2 . 


Name of the Officer with a ) Designation at the new station 

Chain of transfer 
designation and present place b ) Place where the officer is to be 
of posting (judgeship ) 

ordinarily stationed at 
c ) Name of the Judgeship in which 

posted on transfer 
2 . 

3 . 

4 . 
Sri Dinanath Pandey (a ) Adhoc Additional District and 

As additional 
Adhoc A.D.J., Aurangabad Sessions Judge 

help. 
(Aurangabad ) 

( b ) Ara 

(c ) Bhojpur 
Sri Dinesh Kumar Srivastava ( a ) Adhoc Additional District and 

As additional 
Adhoc A.D.J. , Gopalganj Sessions Judge 

help. 
( Gopalganj) 

|(b ) Begusarai 

( c ) Begusarai 
Sri Jay Ganesh Singh ( a ) Adhoc Additional District and 

Vice Sri Anil 
Adhoc A.D.J., Jamui Sessions Judge 

Kumar 
( Jamui ) ( b ) Gaya 

transferred. 
(c ) Gaya 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


3 . 


4 . 


क्रम सं ० 


- 


3. 


4 . 


5 . 


6 . 


7 . 


16 अगस्त 2014 
सं ० 312 नि 0 - निम्नलिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि), जो सम्प्रति स्थानापन्न अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश की कोटि के पदों पर कार्यरत हैं , बिहार उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग में , निम्न तालिका में उनके नाम के सामने 
स्तंभ-III में अंकित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट किए जाते हैं : 
पदाधिकारियों का नाम , पद एवं वर्तमान में पदस्थापन का स्थान 

पुष्टि की तारीख 
॥ 

III 
1 . श्री सुबोध कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर 

01-04-2012 
2. श्री अभय कान्त झा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया 

01-04-2012 
श्री विजय कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नौगछिया 

01-04-2012 
श्री चन्द्र शेखर प्रधान , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति संयुक्त निबंधक 01-04-2012 
( स्थापना), पटना उच्च न्यायालय , पटना 
श्री नरसिंह प्रसाद , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर 

01-04-2012 
श्री वायुनन्दन लाल श्रीवास्तव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय 

01-04-2012 
श्री देवेन्द्र प्रसाद के री, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नौगछिया 

01-04-2012 
8 . श्री भाम्भु नाथ तिवारी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुजफ्फरपुर 

01-04-2012 
9 . श्री राम प्रिय भारण सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दानापुर 

01-05-2012 
10 . श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 

01-07-2012 
विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. कोर्ट नं0-3 और सी.बी.आई. ( ए.एच.डी. ) 
श्री ओम प्रकाश राय , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद 

01-07-2012 
12. श्री जगदीश प्रसाद मिश्रा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, आरा 

01-08-2012 
13. श्री अभिमन्यु लाल श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी 

01-08-2012 
14. श्री प्रभु नाथ सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीतामढ़ी 

01-09-2012 
15 . श्री बिनय कुमार सिन्हा - द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बेगुसराय 

01-09-2012 
16. श्री अनील कुमार सिंह - प्रथम, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पटना 

01-09-2012 
17. श्री बजरंगी शरण , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नालंदा (बिहार रीफ ) 

01-10-2012 
18. श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मोतिहारी 

01-12-2012 
19. श्री सत्य प्रकाश, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 

01-12-2012 
20 . श्री ओम प्रकाश -द्वितीय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बाढ़ 

01-12-2012 
21. श्री अतुल कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बेतिया 

01-01-2013 
22. श्री अजय नाथ झा , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्प्रति अपर सचिव - सह - विधि 01-01-2013 

परामर्शी, विधि विभाग, नई दिल्ली 


11. 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


25 


क्रम सं 0 


पदाधिकारियों का नाम , पद एवं वर्तमान में पदस्थापन का स्थान 


। 


पुष्टि की तारीख 

III 
01-01-2013 


- 


23. 


24. 


25. 


श्री ज्योतिन्द्र कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , विशेष न्यायालय, निगरानी 
संख्या -2 , भागलपुर 
श्री राघवेन्द्र कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जहानाबाद 
श्री विद्याधर प्रसाद पाण्डेय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटिहार 
श्री कृष्णा शंकर सिंह सेंगर , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सम्प्रति विशेष कार्य 
पदाधिकारी, पटना उच्च न्यायालय , पटना 
श्री अजय कुमार श्रीवास्तव , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मोतिहारी 
श्री रमेश कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बाढ़ 
श्री अरविन्द कुमार ठाकुर , अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बाढ़ ( अवकाश प्राप्त ) 


01-01-2013 
01-01-2013 
01-01-2013 


26. 


27. 


28 . 


01-03-2013 
01-04-2013 
01-04-2013 


29 . 


उच्च न्यायालय की पूर्व की अधिसूचना सं 0 182 नि . दिनांक 30.04.2014 को उपरोक्त रूप से संशोधित 
समझा जाए । 

पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार, 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


, 


16 अगस्त 2014 
सं0 313 नि . निम्नलिखित असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि ), जो सम्प्रति स्थानापन्न अपर जिला एवं सत्र 
न्यायाधीश की कोटि के पदों पर कार्यरत हैं , बिहार उच्च न्यायिक सेवा के संवर्ग में , निम्न तालिका में उनके नाम के सामने 
स्तंभ-III में अंकित तिथि के प्रभाव से संपुष्ट किए जाते हैं : 
क्रम सं 0 पदाधिकारियों का नाम , पद एवं वर्तमान में पदस्थापन का स्थान 

पुष्टि की तारीख 

॥ 
1 . श्री मो 0 जफर इमाम मल्लिक, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 

01-06-2012 
सम्प्रति पीठासीन पदाधिकारी , बिहार वक्फ ट्रिब्यूनल, पटना 
श्री दानपाल सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , पटना 

01-04-2013 


2 . 


पटना उच्च न्यायालय के आदेशानुसार , 
विनोद कुमार 

सिन्हा, महानिबंधक । 


6 अगस्त 2014 
सं ० 292 नि 0 - निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को , तालिका के स्तंभ -3 
में निर्देशित जजी एवं स्थान पर तथा स्तंभ -4 में दी गयी स्थानान्तरण श्रृंखला में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
कार्य करने हेतु संबंधित कोर्ट में स्थानांतरित किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं | अ ) नए स्थान का पदनाम 

स्थानांतरण की 
सं ० वर्तमान पदस्थापन का स्थान जज ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने 

श्रृंखला 
सहित । 

का स्थान 

स ) जजी जहाँ स्थानांतरित किये किये गये हैं । 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . श्री राम लखन यादव , अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 

अतिरिक्त सहाय्य 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, | ब ) सिवान 

के रूप में । 
मधेपुरा, मधेपुरा 
2 . श्री यतेन्द्र नाथ पाण्डेय , अ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 

अतिरिक्त सहाय्य 
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , ब ) दानापुर 

के रूप में । 
औरंगाबाद, औरंगाबाद 

स ) पटना 
3 . श्री बजरंगी शरण, अ ) अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश. 

अतिरिक्त सहाय्य 
अपर प्रधान न्यायाधीश, ब ) बिहारशरीफ 

के रूप में । 
परिवार न्यायालय , कटिहार 

स ) नालंदा 
कटिहार 


स ) सिवान 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


26 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


The 6th August 2014 
No. 292 A -The Additional District and Sessions Judges, named in column no . 2 of the table 
given below are hereby transferred as Additional District and Sessions Judges in the Judgeship to be 
stationed ordinarily at places mentioned in column no . 3 and in the chain specified against their respective 
name in column no . 4 of the table . 
SI . Name of the Officers with a ) Designation at the new station 

Chain of 
No. designation and present place b ) Place where the officer is to be stationed transfer 
of posting with judgeship 

at 
c ) Name of the Judgeship in which posted 

on transfer 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . Sri Ram Lakhan Yadav 

(a ) Additional District and Sessions Judge As additional 
A.D.J., Madhepura (b ) Siwan 

help. 
( Madhepura ) 

|( c ) Siwan 
2 . Sri Yatendra Nath Pandey ( a ) Additional District and Sessions Judge As additional 
A.D.J. , Aurangabad ( b) Danapur 

help. 
(Aurangabad ) 

(c ) Patna 
3 . Sri Bajrangi Sharan 

( a ) Additional District and Sessions Judge As additional 
Additional Principal Judge, ( b) Biharsharif 

help. 
Family Court , 

| ( c ) Nalanda 
Katihar (Katihar ) 

By order of the High Court , 
V.K. SINHA, Registrar General . 


21 अगस्त 2014 
सं ० 319 नि 0 — निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखत अवर न्यायाधीशों ( असैनिक न्यायाधीश , वरीय कोटि ) को 
तालिका के स्तम्भ -3 में क्रमशः उनके नाम के सामने निर्देशित जजी एवं स्थान पर अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 


क्रम 
सं ० 


पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं वर्तमान अ) नये स्थान का पदनाम 
पदस्थापन का स्थान 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
( जजी सहित ) 

स ) जजी जहाँ स्थानान्तरोपरांत नियुक्त किये जाते हैं 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


2 . 


3 . 


4 . 


श्री संतोश कुमार अग्निहोत्री 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश 1 - सह - अपर मुख्य न्यायिक | ब ) बांका 
दण्डाधिकारी, आरा (भोजपुर) 

स ) भागलपुर 
श्री परमानंद मौर्य, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, समस्तीपुर 

ब ) लक्खीसराय 
( समस्तीपुर) 

स ) मुंगेर 
श्री निखिलेश कुमार त्रिपाठी , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, अररिया 

ब ) गोपालगंज 
( पूर्णिया) 

स ) गोपालगंज 
श्री ईश्वर चन्द्र चतुर्वेदी , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश , हाजीपुर 

ब ) नवादा 
( वैशाली ) 

स ) नवादा 
श्री सुनील कुमार मोदी 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, गोपालगंज 

ब ) दलसिंगसराय 
( गोपालगंज ) 

स ) समस्तीपुर 
श्री शशिधर विश्वकर्मा, 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश 1 - सह - अपर मुख्य न्यायिक | ब ) कटिहार 
दण्डाधिकारी, बगहा (पश्चिमी चम्पारण ) स ) कटिहार 
श्री कन्हैया राम, 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश 1 - सह - अपर मुख्य न्यायिक | ब ) हाजीपुर 
दण्डाधिकारी , झंझारपुर (मधुबनी) 

स ) वैशाली 


5 . 


6 . 


7 . 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


27 


क्रम 
सं ० 


1 . 


8 . 


9 . 


10 . 


11 . 


12. 


13. 


14. 


15. 


पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान | अ ) नये स्थान का पदनाम 
पदस्थापन का स्थान 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
( जजी सहित ) 

स ) जजी जहाँ स्थानान्तरोपरांत नियुक्त किये जाते हैं 
2 . 

3 . 
श्री ब्रजेश नारायण मिश्रा , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, रोसड़ा 

ब ) सासाराम 
( समस्तीपुर) 

स ) रोहतास 
श्री विरेन्द्र कुमार मिश्रा, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश 1 - सह - अपर मुख्य न्यायिक | ब ) खगड़िया 
दण्डाधिकारी, बेनीपुर ( दरभंगा ) 

स ) खगड़िया 
श्री सुमन कुमार सिंह , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश , सासाराम 

ब ) बेगुसराय 
( रोहतास ) 

स ) बेगुसराय 
श्री राज किशोर पाण्डेय , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, खगड़िया 

ब ) बेतिया 
( खगड़िया ) 

स ) पश्चिमी चम्पारण 
श्री कृश्ण प्रताप सिंह, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, पटना 

ब ) रोसडा 
( पटना ) 

स ) समस्तीपुर 
श्री विद्या सागर पाण्डेय , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, बिहार शरीफ 

ब ) बेनीपुर 
( नालन्दा ) 

स ) दरभंगा 
सुश्री संगीता, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश 1 - सह - अपर मुख्य न्यायिक | ब ) पटना सिटी 
दण्डाधिकारी, समस्तीपुर ( समस्तीपुर ) स ) पटना 
श्री बिनय कुमार मिश्रा , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, सिवान 

ब ) शिवहर 
(सिवान ) 

स ) शिवहर 
श्री सारंगधर उपाध्याय, 

अ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, औरंगाबाद 

ब ) सुपौल 
( औरंगाबाद ) 

स ) सहरसा 
श्री उमाकान्त यादव , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, सहरसा, 

ब ) बगहा 
( सहरसा ) 

स ) पश्चिमी चम्पारण 
श्री राधे भयाम भाक्ला, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश 1 - सह - अपर मुख्य न्यायिक | ब ) छपरा 
दण्डाधिकारी, सुपौल 

स ) सारण 
( सहरसा) 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, सासाराम 

ब ) हिलसा 
( रोहतास) 

स ) नालन्दा 
श्री मृत्युंजय कुमार सिंह -2 , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, हिलसा 

ब ) मोतिहारी 
(नालन्दा ) 

स ) पूर्वी चम्पारण 
श्री राज कुमार प्रसाद, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, मोतिहारी 

ब ) झंझारपुर 
(पूर्वी चम्पारण ) 

स ) मधुबनी 
श्री सुजीत कुमार श्रीवास्तवा, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश , हाजीपुर 

ब ) अररिया 
( वैशाली) 

स ) पुर्णिया 
श्री नरेन्द्र कुमार तिवारी, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश , मोतिहारी , 

ब ) गया 
( पूर्वी चम्पारण ) 

स ) गया 


16 . 


17. 


18 . 


19 . 


श्री विरेन्द्र कुमार, 


20 . 


21 . 


22. 


23. 


28 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं वर्तमान | अ ) नये स्थान का पदनाम 
सं ० पदस्थापन का स्थान 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः अधिष्ठित रहने का स्थान 
( जजी सहित ) 

स ) जजी जहाँ स्थानान्तरोपरांत नियुक्त किये जाते हैं 
1 . 2 . 

3 . 
24. श्री लाल बहादूर सिंह , 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, पटना सिटी 

ब ) आरा 
( पटना ) 

स ) भोजपुर 
25. श्री अरविन्द कुमार सिंह -1, 

अ ) अवर न्यायाधीश 
अवर न्यायाधीश, मोतिहारी 

ब ) सिवान 
( पूर्वी चम्पारण ) 

स ) सिवान 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 21st August 2014 
No. 319 A —The Subordinate Judges (Civil Judge , Sr. Division ) named in column no . 2 of the 
table given below are appointed as Subordinate Judges in the Judgeships to be stationed ordinarily at the 
places mentioned against their respective names in column no . 3 of the table. 
SI. Name of the Officer with a ) Designation at the new station . 
No. designation and present place of b ) Place where the office is to be ordinarily stationed at. 
posting (with judgeship ) 

c ) Name of the Judgeship in which appointed on transfer . 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Santosh Kumar Agnihotri a ) Sub Judge 

Sub Judge-I- cum- A.C.J.M., b ) Banka 
Ara (Bhojpur) 

c ) Bhagalpur 
2 . Sri Parmanand Mourya , 

a ) Sub Judge 
Sub Judge, Samastipur 

b ) Lakhisarai 
(Samastipur ) 

c ) Munger 
3 . Sri Nikhilesh Kumar Tripathy , a ) Sub Judge 
Sub Judge , Araria 

b ) Gopalganj 
(Purnea ) 

c ) Gopalganj 
4 . Sri Ishwar Chandra Chaturvedi a) Sub Judge 
Sub Judge , Hajipur 

b ) Nawadah 
( Vaishali ) 

c ) Nawadah 
Sri Sunil Kumar Modi 

a ) Sub Judge 
Sub Judge , Gopalganj 

b ) Dalsingsarai 
( Gopalganj ) 

c ) Samastipur 
6 . Sri Shashi Dhar Vishwakarma a ) Sub Judge 

Sub Judge-I -cum- ACJM, Bagaha b ) Katihar 
(West Champaran ) 

c ) Katihar 
7 . Sri Kanhaiya Ram 

a ) Sub Judge 
Sub 

Judge-I- cum- A.C.J.M., b ) Hajipur 
Jhanjharpur (Madhubani) 

c ) Vaishali 
8 . Sri Brajesh Narain Mishra 

a ) Sub Judge 
Sub Judge , Rosera 

b ) Sasaram 
( Samastipur ) 

c ) Rohtas 
9 . Sri Birendra Kumar Mishra 

a ) Sub Judge 
Sub Judge I- cum- ACJM, Benipur b ) Khagaria 
( Darbhanga ) 

c ) Khagaria 
10. Sri Suman Kumar Singh 

a ) Sub Judge 
Sub Judge , Sasaram 

b) Begusarai 
( Rohtas ) 

c ) Begusarai 
11 . Sri Raj Kishore Pandey 

a ) Sub Judge 
Sub Judge , Khagaria 

b ) Bettiah 
(Khagaria ) 

c ) West Champaran 


5 . 


PER JGTC , 7 Jagd 2015 


29 


SI . 
No. 


1 . 
12 . 


13 . 


14 . 


15 . 


16 . 


17 . 


18 . 


Name of the Officer with 
designation and present place of 
posting (with judgeship ) 

2 . 
Sri Krishna Pratap Singh 
Sub Judge, Patna 
(Patna ) 
Sri Vidya Sagar Pandey 
Sub Judge , Biharsharif 
(Nalanda) 
Ms. Sangeeta 
Sub 

Judge -I-cum - A.C.J.M ., 
Samastipur ( Samastipur ) 
Sri Binay Kumar Mishra 
Sub Judge , Siwan 
( Siwan ) 
Sri Sarangdhar Upadhyaya 
Sub Judge, Aurangabad 
(Aurangabad ) 
Sri Uma Kant Yadav 
Sub Judge , Saharsa 
( Saharsa ) 
Sri Radhey Shyam Shukla 
Sub 

Judge I- cum - A.C.J.M ., 
Supaul (Saharsa ) 
Sri Veerendra Kumar 
Sub Judge , Sasaram 
(Rohtas ) 
Sri Mritunjay Kumar Singh II, 
Sub Judge , Hilsa 
(Nalanda) 
Sri Raj Kumar Prasad 
Sub Judge , Motihari 
(East Champaran ) 
Sri Sujeet Kumar Srivastava , 
Sub Judge , Hajipur 
(Vaishali ) 
Sri Narendra Kumar Tiwary , 
Sub Judge ,Motihari 
( East Champaran ) 
Sri Lal Bahadur Singh 
Sub Judge , Patna City 
(Patna ) 
Sri Arvind Kumar Singh - I 
Sub Judge , Motihari 
(East Champaran ) 


a ) Designation at the new station . 
b ) Place where the office is to be ordinarily stationed at. 
c ) Name of the Judgeship in which appointed on transfer . 

3 . 
a ) Sub Judge 
b ) Rosera 
c ) Samastipur 
a ) Sub Judge 
b ) Benipur 
c ) Darbhanga 
a ) Sub Judge 
b ) Patna City 
c ) Patna 
a ) Sub Judge 
b ) Sheohar 
c ) Sheohar 
a ) Sub Judge 
b ) Supaul 
c ) Saharsa 
a ) Sub Judge 
b ) Bagaha 
c ) West Champaran 
a ) Sub Judge 
b ) Chapra 
c ) Saran 
a ) Sub Judge 
b ) Hilsa 
c ) Nalanda 
a ) Sub Judge 
b ) Motihari 
c ) East Champaran 
a ) Sub Judge 
b ) Jhanjharpur 
c ) Madhubani 
a ) Sub Judge 
b ) Araria 
c ) Purnea 
a ) Sub Judge 
b ) Gaya 
c ) Gaya 
a ) Sub Judge 
b ) Ara 
c ) Bhojpur 
a ) Sub Judge 
b ) Siwan 
c ) Siwan 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


19 . 


20 . 


21. 


22 . 


23 . 


24 . 


25 . 


30 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


21 अगस्त 2014 
सं 0 316 नि 0 - निम्न तालिका के स्तंभ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ -3 में निर्देशित 
जजी एवं स्थान पर तथा स्तम्भ 4 में दी गई स्थानांतरण श्रृंखला में अवर न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्रम पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं अ ) नये स्थान का पदनाम स्थानांतरण की श्रृंखला 
सं ० पदस्थापन का स्थान 

ब ) पदाधिकारी का साधारणतः 
( जजी सहित ) 

अधिष्ठित रहने का स्थान 
स ) जजी जहाँ स्थानांतरणोरांत 

नियुक्त किये जाते हैं 
1 . 2 . 

3 . 

4 . 
1 . श्री विष्णुदेव राय, 

अ ) अवर न्यायाधीश 

पूर्व में प्रोन्नत एवं स्थानांतरित 
अवर न्यायाधीश - सह - मुख्य न्यायिक | ब ) आरा 

श्री विष्णुदेव उपाध्याय के स्थान 
दण्डाधिकारी, नवादा ( नवादा) स) भोजपुर 

पर । 


new 


उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 21st August 2014 
No. 316 A —The Judicial Officer of the rank of Civil Judge ( Senior Division ) named in column 
no . 2 of the table given below is appointed as Subordinate Judge in the Judgeship to be stationed 
ordinarily at the place mentioned in column no . 3 and in the chain specified in column no . 4 of the table . 
SI . Name of the Officer with designation a ) Designation the 

Chain of 
No. and present place of posting (with 

station 

transfer 
judgeship ) 

b ) Place where the officer is to 

be ordinarily stationed at. 
Name of the Judgeship in 

which appointed on transfer 
1 . 2 . 

4 . 
1 . Sri Vishnudeo Raj 

a ) Sub Judge 

Vice 
Sub Judge -cum - C.J.M ., Nawadah b ) Ara 

Sri Vishnudeo 
( Nawadah) c ) Bhojpur 

Upadhayaya 
promoted and 
transferred 


3 . 


By order of the High Court , 
V.K. SINHA , Registrar General. 


21 अगस्त 2014 
सं ० 317 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2 ए 1974) की धारा -11 की उप - धारा ( 3) के अंतर्गत 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित अवर न्यायाधीश को 
स्तम्भ -3 में उल्लिखित उनके नाम के सामने क्रमशः निर्देशित जिला के लिए प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी की शक्तियाँ 
प्रदान की जाती है । 

साथ ही उपर्युक्त संहिता के धारा -12 की उप - धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त 
पदाधिकारी को तालिका के स्तम्भ -3 में उनके नाम के सामने निर्देशित जिला के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी भी नियुक्त 
किया जाता है । 
पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

जिला का नाम 
सं ० 


क्र ० 


1 . 


2 . 


3 . 


1 . 


श्री विष्णुदेव राय , 

भोजपुर 
अवर न्यायाधीश - सह -मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नवादा जिनका स्थानांतरण आरा के 
अवर न्यायाधीश के रूप में किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


31 


The 21st August 2014 
No. 317 A— In exercise of the powers conferred under Sub- Section (3 ) of Section 11 of the code 
of Criminal Procedure , 1973 ( Act- 2 of 1974 ), the High Court are pleased to confer upon the Subordinate 
Judge named in column no . 2 of the table given below , the powers of a Judicial Magistrate of the first 
Class for the district noted against his name in column no . 3 of the table. 

Further, in exercise of the powers conferred under Sub -Section (1) of Section 12 of the said 
Criminal Procedure Code the officer is also appointed as Chief Judicial Magistrate for the district noted 
against his name in column no . 3 of the table . 
Sl. No. Name of the Officer with designation and place of posting Name of the District 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Vishnudeo Rai 

Bhojpur 
Sub Judge - cum - C.J.M ., Nawadah 
Under orders of transfer to Ara as Sub Judge 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


21 अगस्त 2014 
सं ० 318 नि 0 - दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( अधिनियम 2, 1974) की धारा -9 की उप - धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा निम्न तालिका के स्तम्भ -2 में उल्लिखित न्यायिक पदाधिकारी को क्रमशः 
उनके नाम के सामने स्तम्भ -3 में अंकित सत्र प्रमण्डल के लिए सहायक सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है । 
क्र ० सं ० पदाधिकारी का नाम , पदनाम एवं पदस्थापन का स्थान 

सत्र प्रमंडल का नाम 
1 . 2 . 

3 . 
1 . श्री विष्णुदेव राय, अवर न्यायाधीश - सह - मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नवादा जिनका भोजपुर 

स्थानांतरण आरा के अवर न्यायाधीश - सह -मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के रूप में 
किया गया है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 21st August 2014 
No. 318 A —In exercise of the powers conferred under Sub - Section (3 ) of Section 9 of the Code 
of Criminal procedure, 1973 (Act 2 of 1974 ), the High Court are pleased to appoint the Judicial Officer 
named in Column 2 of the table given below as Assistant Sessions Judge for the Sessions Division noted 
against his name in Column 3 of the table . 
SI. No. Name of the Officer with designation and place of 

Name of the Sessions 
posting 

Division 
1 . 2 . 

3 . 
1 . Sri Vishnudeo Rai 

Bhojpur 
Sub Judge - cum -C.J.M ., Nawadah 
Under orders of transfer to Ara as Sub Judge - cum - C.J.M . 


By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


14 जुलाई 2014 
सं ० 255 नि0- श्री कृष्ण कांत त्रिपाठी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खगड़िया को श्री विरेन्द्र कुमार सिंह के स्थान 
पर मोतिहारी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 14th July 2014 
No. 255 A —Sri Krishna Kant Tripathi, District and Sessions Judge , Khagaria is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of East Champaran atMotihari vice Sri Virendra Kumar Singh . 

By order of the High Court , 
V.K. SINHA , Registrar General. 


32 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


14 जुलाई 2014 
सं ० 256 नि 0 श्री विरेन्द्र कुमार सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को जमुई के जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 14th July 2014 
No. 256 A — Sri Virendra Kumar Singh , District and Sessions Judge, East Champaran at Motihari 
is transferred and posted as District and Sessions Judge of Jamui. 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


। 


14 जुलाई 2014 
सं ० 257 नि 0 श्री शैलेन्द्र कुमार पाण्डेय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, संप्रति विशेष न्यायाधीश, विशेष 
न्यायालय, सिवान जेल अन्तर्गत के रूप में कार्यरत को पश्चिमी चम्पारण ( बेतिया ) के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में 
स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा , महानिबंधक । 

The 14th July 2014 
No. 257 A — Sri Shailendra Kumar Pandey, Principal Judge, Family Court at present working as 
Special Judge , Special Court inside Siwan Jail is transferred and posted as District and Sessions Judge of 
West Champaran at Bettiah . 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


14 जुलाई 2014 
सं ० 258 नि 0 - श्री अरविन्द माधव, निबंधक (लिस्ट एण्ड कम्पयुटर), पटना उच्च न्यायालय, पटना को खगड़िया के 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 14th July 2014 
No. 258 A — Sri Arbind Madhav, Registrar (List and Computer), Patna High Court, Patna 
is transferred and posted as District and Sessions Judge of Khagaria . 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


14 जुलाई 2014 
सं ० 259 नि 0 श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पटना को मुंगेर के जिला एवं 
सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 

विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 

The 14th July 2014 
No. 259 A — Sri Santosh Kumar Srivastava, Principal Judge , Family Court, Patna is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Munger . 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


14 जुलाई 2014 
सं ० 260 नि 0 - श्री सजल मंदिलवार, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, मुजफ्फरपुर को गोपालगंज के जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित एवं पदस्थापित किया जाता है । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


33 


The 14th July 2014 
No. 260 A - Sri Sajal Mandilwar, Principal Judge, Family Court,Muzaffarpur is transferred and 
posted as District and Sessions Judge of Gopalganj. 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 42-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


34 


PER JUIC , 7 Jola 2015 


HTJT - 2 


बिहार - राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम , आदेश , 

अधिसूचनाएं और नियम आदि । 


PATNA HIGH COURT 


CORRIGENDUM 

The 6th August , 2014 
No. 37189 — In the Court s Notification No. 411A dated 08.08.2013 issued regarding posting , correct 
spelling in the name of the following Judicial Officers of 27th Batch of Bihar Judicial Service may be read as under 

column III of the given table : 
Sl. No. Name of the Judicial Item to be Incorrect name of Corrected name of Sl. No. in the 
Officers with present corrected 

the item 

the item 

Notification No. 
place of posting 

411A dated 

08.08.2013 
I. II . 

III . IV . 

V. 

VI. 
1 . Sri Sushil Prasad ( a ) Village Name Kanauli 

Kanaily 

180 
Temporary Civil Judge 
( Junior Division ) 

Nalanda at Biharsharif 
2 . Sri Sunil Kumar Singh ( a ) Date of Posting 06.12.2013 

04.02.2014 

110 
Temporary Civil Judge (b ) Father s Name 

Sri Ram Iqbal Late Ram Ekbal 
( Junior Division ), (c ) Post Office 

Singh 

Singh 
Munger 

Name Dhanwa 

Dhanawn 
3 . Sri Arun Tiwari 

(a ) Name 

Arun Tiwary Arun Tiwari 

84 
Temporary 

Civil Judge 
( Junior Division ), 

Gopalganj 
4 . Sri Lakshmi Narain (a ) Name 

LakshmiNarayan LakshmiNarain 

58 
Tripathi, 

Tripathi 

Tripathi 
Temporary Civil Judge 
( Junior Division ), 

Bettiah 
5 . Sri Waseem Akram Khan (a ) Name 

Wasim Akram Waseem Akram 

131 
Temporary Civil Judge 

Khan 

Khan 
( Junior Division ), 
Bettiah 

(West Champaran ) 
6 . Kumar Sudhansu 

(a ) Name 

Kumar Kumar Sudhansu 

30 
Temporary Civil Judge 

Sudhanshu 
( Junior Division ), 
Bettiah 

(West Champaran ) 
7 . Kishor Kunal 

(a ) Name Kishore Kunal Kishor Kunal 

37 
Prob . Civil Judge (Junior 
Division ), 
Kaimur at Bhabhua 


By order of the High Court , 
V.K. SINHA , Registrar General. 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


35 


The 15th October 2014 
No. 53838 — In the Court s Notification No. 411A dated 08.08.2013 issued regarding posting, correct 
spelling in the name of the following Judicial Officers of 27th Batch of Bihar Judicial Service may be read as under 
column III of the given table : 
SI.No. Name of the Judicial Officers with Item to be Incorrect Corrected Sl. No. in the 
present place of posting 

corrected name of the name of the Notification No. 

item 

item 

411A dated 

08.08.2013 
I. II . 

III . IV . V. 

VI. 
8 . Sri Amit Kumar Tiwari , ( a ) Title Name Tiwary Tiwary 

32 
Temporary Civil Judge 
( Junior Division ), Muzaffarpur 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


24 सितम्बर, 2014 
सं ० 51305 - न्यायालय के अधिसूचना संख्या 396 नि 0 दिनांक 18.09.2014 जो ज्ञापांक 49928-49944, दिनांक 18. 
09.2014 के द्वारा निर्गत किया गया था में श्री दिलीप कुमार सिंह का पदस्थापन का स्थान और जजी, जो स्तम्भ -2 के क्रम 
संख्या 4 पर था , उसे बीरपुर के स्थान पर बेनीपुर और सहरसा के स्थान पर दरभंगा पढ़ा जाए । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार 

सिन्हा, महानिबंधक । 


The 24th September 2014 
No. 51305 - In Court s Notification No. 396A dated 18.09.2014 issued vides Memo No. 
49928-49944 dated 18.09.2014 place of posting with Judgeship of Officer namely Sri Dilip 
Kumar Singh in column no . 2 named at serial no . 4 may be read as Benipur in place of Birpur 
with Darbhanga in place of Saharsa . 
Rest of the contents stands intact . 

By order of the High Court , 
V.K. SINHA, Registrar General. 


13 अक्तूबर 2014 
सं ० 53081 - न्यायालय के अधिसूचना संख्या 417 दिनांक 07.10.2014 जो ज्ञापांक 52486-52502, दिनांक 07.10. 
2014 के द्वारा निर्गत किया गया था में , श्री विनय शंकर का पदस्थापन का स्थान को " तत्कालीन न्यायिक दण्डाधिकारी, 
दाउदनगर, औरंगाबाद, संप्रति न्यायिक दण्डाधिकारी रक्सौल, पूर्वी चम्पारण ” के रूप में " न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर, 
औरंगाबाद के स्थान पर पदस्थापित पढ़ा जाय । 
अधिसूचना की शेष प्रविष्टियाँ यथावत् रहेगी । 

उच्च न्यायालय के आदेश से , 
विनोद कुमार सिन्हा, महानिबंधक । 


The 13th October 2014 
No. 53081 — In Court s notification no . 417 dated 07.10.2014 issued vide memo no . 52486 
52502 dated 07.10.2014 the place of posting of Sri Vinay Shanker mentioned in the second line may be 
read as “ the then Judicial Magistrate, Daudnagar, Aurangabad , presently posted as such Raxual , East 
Champaran (Motihari)” in place of “ JudicialMagistrate, Daudnagar , Aurangabad ” . 
The rest of the contents of notification will remain unchanged . 

By order of the High Court, 
V.K. SINHA , Registrar General. 


36 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग 


शुद्धि पत्र 

26 दिसम्बर 2014 
सं० गव्य (स -2) - 01/2010 -4523 — पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार , पटना की अधिसूचना संख्या - 4496, 
सहपठित ज्ञापांक - 4497, दिनांक - 23.12.2014 की कंडिका -2 में विभागीय आदेश - 59 ( ज्ञापांक - 1612 ) दिनांक 20.12.14 के 
स्थान पर विभागीय आदेश – 59 ( ज्ञापांक – 1612) दिनांक 20.10.14 पढ़ा जाए । 

आदेश से , 
कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उप – सचिव । 


मुख्य अभियंता का कार्यालय 
जल संसाधन विभाग, सिवान । 


कार्यालय आदेश 
17 दिसम्बर 2014 


सं 0 1 स्था 0 अनु0-12-102 / 2014-134 - समाहर्ता सह अध्यक्ष जिला अनुकंपा समिति सारण, छपरा के आदेश 
सं 0 336 / स्था 0 -सह - ज्ञापांक 1363 / स्था 0 दिनांक 28.11.14 द्वारा जिला स्तर पर गठित अनुकंपा समिति सारण , छपरा 
की दिनांक 12.09.14 की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में श्री सुरेश प्रसाद , भूतपूर्व अनुसेवक , जल निस्सरण 
प्रमंडल , छपरा के आश्रित पुत्र श्री प्रेम कुमार अनुकंपा के आधार पर वेतनमान 5200-20200 + ग्रेड पें -1800 
रूपये(मैट्रिक ) एवं समय - समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत भत्ते सहित अनुसेवक के पद पर नियुक्त किया जाता है । उन्हें 
आदेश दिया जाता है कि वे अपना योगदान, सारण नहर प्रमंडल गोपालगंज के कार्यालय में दिनांक 10.01.2015. तक 
निश्चित रूप से दें दें अन्यथा उनकी नियुक्ति रद्द समझी जायेगी । यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है । 


2. अगर इनके नियुक्ति के पूर्व से नियुक्ति के लिए संबंधित पदाधिकारी के अधीन कोई सूची तैयार की गई हो तो 
उनकी वरीयता उक्त सूची में अंकित व्यक्तियों के बाद होगी । 


3. स्व ० सुरेश प्रसाद के आश्रित परिवार के सदस्यों का भरण - पोषण का दायित्व श्री प्रेम कुमार पर होगी । 
उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तत्परता के साथ नहीं करने पर गंभीर कदाचार माना जायेगा । इसके लिए उनके विरूद्ध 
नियमानुसार कार्रवाई भी की जायेगी । इसके अलावा दायित्व की अवहेलना की संपुष्टि होने पर उनकी परिलब्धियों को एक 
अंश सरकारी सेवक के आश्रित सदस्यों को देने का आदेश सरकार दे सकती है । 


4. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें जिला गोपालगंज के असैनिक शैल्य चिकित्सक का स्वास्थ्य 
प्रमाण - पत्र हर हालत में प्रस्तुत करना होगा । 


5. अगर श्री प्रेम कुमार की नियुक्ति आरक्षित कोटा से रोस्टर पर हुई हो तो उक्त आरक्षित कोटा के पद को 
अग्रणित कर दिया जायेगा । 


6. योगदान करने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता किसी भी परिस्थिति में देय नहीं होगी । 


7. किसी तरह की गलत सूचना अथवा धोखाधडी के आधार पर नियुक्ति प्राप्त कर लेने पर उन्हें सेवा से विमुक्त 
कर दिया जायेगा तथा समुचित कार्रवाई नियमानुसार की जायेगी । 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


37 


8 अनुकंपा के आधार पर किसी पद पर नियुक्त होने पर उन्हें अनुकंपा का दोबारा लाभ लेते हुए प्रोन्नति अथवा 
संवर्ग परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा । 


9. नियुक्त पद पर योगदान करते समय उन्हें अपनी शैक्षणिक योग्यता का मूल प्रमाण - पत्र एवं वास्तविक जन्म तिथि 
से संबंधित प्रमाण - पत्र मूल में संबंधित पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । जिसकी जॉच कर संतुष्ट होकर उनके द्वारा 
इनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा तथा इसकी सूचना तुरंत अधोहस्ताक्षरी को दी जायेगी । 


- 


10. योगदान लेने के साथ ही संबंधित पदाधिकारी श्री प्रेम कुमार से भरण पोषण पत्र एवं विवाह में तिलक दहेज 
नहीं लेने देने का प्रमाण - पत्र प्राप्त कर लेंगे 


- 


11. उप सचिव, वित्त विभाग के पत्रसंख्या 1964 दिनांक 31-08-2005 के अनुसार दिनांक 01-09-2005 एवं उसके 
बाद नियुक्त राज्य कर्मियों के लिए अंशदायी पेंशन योजना 

लागू 

आदेश से , 


होगा । 


दिनेश 

कुमार 


चौधरी, मुख्य 

अभियंता । 


अधीक्षक, सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट , 42-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 
Website : http://egazette.bih.nic.in 


38 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


बिहार गजट 


का 


पूरक ( अ 0 ) 
प्राधिकारी 

द्वारा प्रकाशित 


वाणिज्य कर विभाग 


अधिसूचनाएं 

31 दिसम्बर 2014 
सं ० कौन / भी -120 / 2005-294 -श्री कैशर तौहिद, (बिहार वित्त सेवा) सम्प्रति वाणिज्य - कर पदाधिकारी, पटना 
मध्य अंचल के विरूद्ध वाणिज्य कर पदाधिकारी तेघड़ा अंचल , तेघड़ा के पदस्थापनकाल में निगरानी थाना कांड संख्या 
011/2005 दिनांक 08.07.05 के तहत् दिनांक 10.07.2005 से न्यायिक हिरासत में लिए जाने के कारण अधिसूचना संख्या 
568 दिनांक 25.07.2005 द्वारा दिनांक 10.07.2005 के भूतलक्षी प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया तथा 
अधिसूचना संख्या 1128 दिनांक 26.12.05 द्वारा दिनांक 26.09.05 के भूतलक्षी प्रभाव से निलम्बन से मुक्त किया गया । 

श्री तौहिद के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 64 दिनांक 05.02.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण 
नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया । जांच 
संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोप अप्रमाणित पाये गये, जिसकी समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निगरानी 
थाना कांड के अंतिम फलाफल तक विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय स्थगित रखा गया । माननीय विशेष निगरानी 
न्यायालय द्वारा दिनांक 25.06.12 को पारित न्यायादेश में उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध निगरानी विभाग 
द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल अपील को भी माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है । तदनुसार 
मामले की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री तौहिद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय 
लिया गया है । 
2. इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 
( ह 0)-अस्पष्ट, वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


31 दिसम्बर 2014 
सं ० कौन / भी -120 / 2005-295 - श्री योगेन्द्र प्रसाद , (बिहार वित्त सेवा) सम्प्रति वाणिज्य कर पदाधिकारी 
( अंकेक्षण ) पूर्णियां प्रमंडल , पूर्णियां के विरूद्ध वाणिज्य कर पदाधिकारी तेघड़ा अंचल, तेघड़ा के पदस्थापनकाल में निगरानी 
थाना कांड संख्या 011/2005 दिनांक 08.07.05 के तहत् दिनांक 10.07.2005 से न्यायिक हिरासत में लिए जाने के कारण 
अधिसूचना संख्या 567 दिनांक 25.07.2005 द्वारा दिनांक 10.07.2005 के भूतलक्षी प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए 
निलंबित किया गया तथा अधिसूचना संख्या 1127 दिनांक 26.12.05 द्वारा दिनांक 16.09.05 के भूतलक्षी प्रभाव से निलम्बन से 
मुक्त किया गया । 

श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या 62 दिनांक 05.02.2007 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण 
एवं अपील) नियमावली के नियम 17 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया । जांच संचालन 
पदाधिकारी द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में आरोप अप्रमाणित पाये गये , जिसकी समीक्षोपरांत सरकार द्वारा निगरानी थाना 
कांड के अंतिम फलाफल तक विभागीय कार्यवाही पर अंतिम निर्णय स्थगित रखा गया । माननीय विशेष निगरानी न्यायालय 
द्वारा दिनांक 25.06.12 को पारित न्यायादेश में उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया गया , जिसके विरुद्ध निगरानी विभाग द्वारा 
माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल अपील को भी माननीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है । तदनुसार मामले 


बिहार गजट , 7 जनवरी 2015 


39 


की सम्यक समीक्षोपरांत सरकार द्वारा श्री प्रसाद के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त करने का निर्णय लिया 
गया है । 
2. इस पर सक्षम अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह0 )-अस्पष्ट, वाणिज्य कर आयुक्त - सह - सचिव । 


उद्योग विभाग 


अधिसूचनाएं 

5 दिसम्बर 2014 
सं ० 3 ( स ०) / उ ० स्था ०( आरोप )13 / 14-4450 - श्री भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार की 
सेवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार को दी गई थी । राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग , बिहार , 
पटना की अधिसूचना संख्या 364 दिनांक 19-09-12 द्वारा श्री पासवान को अंचलाधिकारी के पद पर अंचल - रोह, 
जिला - नवादा में पदस्थापित किया गया । दिनांक 15-10-14 को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के द्वारा गठित धावा दल के 
द्वारा श्री पासवान को रंगेहाथ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया । 

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के भाग -4 के नियम -9(2)(क ) के 
आलोक में हिरासत में जाने की तिथि से श्री भोला पासवान, परियोजना प्रबंधक - सह - अंचलाधिकारी , अंचल - रोह, 
जिला - नवादा को निलम्बित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 
( ह ०) -अस्पष्ट , उप – सचिव । 


अधिसूचनाएं 

12 दिसम्बर 2014 
सं ० 3( स ०) / उ ० स्था ०( आरोप)10 / 14-4545स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नियंत्रणाधीन बी 0 एम0 एस0 आई 0 
सी 0 एल 0, पटना द्वारा दवाओं के क्रय हेतु आमंत्रित निविदा निष्पादन में अनियमितताएँ बरतने की जाँच सचिव, स्वास्थ्य 
विभाग - सह - कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में गठित जाँच समिति द्वारा की गई । जाँच समिति द्वारा समर्पित जाँच 
प्रतिवेदन में निविदा के निष्पादन में गम्भीर अनियमितताएँ पायी गई । जाँच प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत अनियमितताओं के लिए 
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रथम दृष्टया तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दोषी पाया गया । स्वास्थ्य 
विभाग , बिहार , पटना के पत्रांक -650(12) दिनांक 13-10-14 द्वारा श्री ओम प्रकाश पाठक , तत्कालीन उप उद्योग निदेशक, 
उद्योग विभाग, बिहार, जो तकनीकी मूल्यांकन समिति के सदस्य थे, को निलम्बित कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही 
संचालित करने की अनुशंसा की गई । 

उक्त के आलोक में श्री ओम प्रकाश पाठक , महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र , वैशाली (तत्कालीन उप उद्योग 
निदेशक, उद्योग निदेशालय , बिहार, पटना) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली-2005 के 
भाग -4 के नियम -9( 1)(क ) के अन्तर्गत निलम्बित किया जाता है । 

3. निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय निदेशक , तकनीकी विकास का कार्यालय बिहार, पटना निर्धारित किया 
जाता है । 

4. निलम्बन अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली -2005 के भाग-4 के 
नियम -10 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम -96 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
( ह ० )-अस्पष्ट , उप - सचिव । 


2. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट, 42-571 + 50 - डी ० टी ० पी । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


